रजिस्ट्री सं० ० 221 


REGISTERED No. D . 221 


MITTA 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं० 16 ] 
No. 16) 


नई दिल्ली, शनिवार , अप्रैल 18, 1970/ 28, 1892 
NEW DELHI, SATURDAY , APRIL 18, 1970 . CHAITRA 28, 1892 


- - 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । 
Separate paging is given to this part In order that it may be filed 

As a separate compilation , 


मोटिस 

NOTICE 
नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 28 मार्च 1970 तक प्रकाशित किये गये । 


The undermentioned Gazettes of India Extræordinary were published up to the 28th 
March 1970 : 


Issue 
No . 


No. and Date 


Issued by 


Subject 


54 


55 


G . S. R, 442 , dated 14th Ministry of Finance . The Government Savings Certi 
March, 1970 . 

ficates ( Fixed Deposits ) ( Am 

endment ) Rues, 1970. 
G . S . R 443 , dated I4th Do. 

The Govcrument Savings Certi 
March , 1970 . 

ficates ( Amendment ) Rules , 

1970 . 
G . S. R, 444, dated 16th Ministry of Food, Agri- The Foodgrains ( Prohibition of 
March, 1970 . 

culturc , Community Usc in Manufacture of Starch ) 
Development and Co . Amendment Order, 1970 . 

operation , 
सा० का नि० 444 , खाद्य कृषि, सामु साद्यान्न ( स्टार्य के विनिर्माण में उपयोग 
दिनांक 18 मार्च दायिक विकास और का प्रतिशेध ) ( संशोधन ) आदेश , 
19701 

सहकारिता मंत्रालय 1970 । 


(1349 ) 


350 


THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 18, 1970/ CHAITRA 28 , 1892 [ PART II 


- - 


ssue 
No. 


No, and Date 


Issueul hy 


Subject 


36 G . S. R. 489, dated 19th Ministry of Finance. Rescission of notification No. 
March , 1970 . 

15I - Customs , dated the 6th 

December , 1956 . 
सा० क ०नि० 489, वित्त मंत्रालय अधिसूचना मं० 15 1 -सीमा शल्क , 
दिनांक 19 मार्च 

तारीख 6 दिसम्बर , 1956 को 
19701 

विखंडित करना । 
37 G . S. R . 490 , dated 19th Ministry of Here Affairs. Presidential rictn the State 
March , 1970 . 

of West Bengal. 
G .S .R . 491, dated 19th 

Delegation of Presidential powers 
March , 1970 

to the Governor of West 

Bengal. 
58 G . S . R . 492, dated 21st Ministry o finance . The Tax Credit Certifcato 
March, 1970. 

( Fquity Shares ) ( Amend 
ment ) Scheme , 1970 . 


Do. 


59 


जी० एस० आर० 492 वित्त मंत्रालय प्रतिदेय कर प्रमाण-पत्र ( साधारण 
दिनांक 21 मार्च 

शेयर ) ( संशोधन ) स्कीम , 1970 , 
1970 । 
G . S . R. 493 , dated 24th Ministry of Home Affairs . Appointing the 2nd day of April 
Marth, 1970 . 

1970 , as the date on which 
all the provision of the Assam 
Re - organisationy ( Meghalaya ) 
Act , 1969 (55 of 1969) other 
than those which have already 
been brought into force ) shall 
come into force . 


सा० का० नि० 493, गृह मंत्रालय 
दिनांक 24 मार्च, 
1970 । 


अप्रैल 1970 के दूसरे दिन को ऐसी 
तारीख के रूप में नियत करना 
जिम तारीख को असम पुनर्गठन 
( मघालय ) अधिनियम , 1969 
( 1969 का 55 ) के सब उपबन्ध 
( उन उपबन्धों से मिन्न जो पहले 
ही प्रवृत किये गये हैं ) प्रवृत्त होंगे । 


60 G .S. R , 914 , dated 

March , 1970 , 


25th 


Do. 


Appointing the Ist day of April 

1970 , as the date on which the 
Registration of Births and 
Deaths Act 1969 shall come 
into force in tlię Whole State of 
Assam and the whole State of 
West Bengal except the areas 
mentioned therein of the res 
pective States . 


SEC. 3 (1 ) ] THE GAZETTE OF INDIA ; APRIL 18, 1970 / CHAITRA 28, 1892 1351 


Isgue 
No . 


No . and Date 


Issued by 


Subject 


सा० का०नि० 514, गृह मंत्रालय 
दिनांक 25 मार्च, 
19701 


अप्रैल 1970 के प्रथम दिन को उस 

तारीख के रुप में नियत करना जिस 
तारीख को जन्म और मृत्यु रजि 
स्ट्रीकरण अधिनियम 1969 
सम्पूर्ण असम राज्य और सम्पूर्ण 
पश्चिम बंगाल राज्य के क्षेत्रों में 
प्रवृत्त गा सिवाय उन क्षेत्रों को 
छोड़कर जो दिये गये है । 


61 


G. S. R. 515 , dated 

March, 1970. 


25th 


Ministry of Finance . 


Amendments in the notification 
__ No . I05/ 69- Central Excises , 

dated the 3rd April, 1969. 


सा० का०नि० 515, विस मन्त्रालय 
दिनांक 25 मार्च, 
1970 । 


अधिसूचना म० 105/ 69 -केन्द्रीय 

उत्पाद शुल्क , तारीख 3 अप्रैल , 
1969 में संशोधन करना । 


62 


G . S. R. 516, dated 26th 

March, 1970 . 


vo. 


Amendment in the notification 
No . 46170 - Central Excises 
dated the Ist March 1970. 


नदेव 


मा० का नि० 516, 
दिनांक 26 मार्च, 
1970 


अधिसूचना सं० 46/ 70 -केन्द्रीय 

उत्पाद शुल्क तारीख 1 मार्च 1970 
में संशोधन करना । 


G .S. R. 517, dated 

March, I970. 


26th 


Do. 


Exempting plates, sheets , circles , 
Strips and foils in any form 
or size of copper and copper 

Alloys , or zinc from the 
duty of excise leviable there 


on. 


तदैव 


सा० का०नि० 517 , 
दिनांक 26 मार्च, 
19701 


पाशायत नांवे और तांबे की भिन्न 
धातु या जस्ते की किसी भी रुपया 
आकार में पट्टियों , चादरों, मकिलों, 
पत्तियों या पन्नियों को उन पर 
उदग्रहणीय उत्पाद शुल्क से छूट 
देना । 


- 


- 


- 


- 


1352 


THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 18, 1970/ CHAITRA 28, 1892 [ PART II 


Issue 
No. 


No. and Date 


Issued by 


Subject 


63 


G . S . R . 518, dated 28th 

March 1970 , 


Ministry of Home Affairs. 


Corrigendum to notification 

No. G . S . R . 423 , dated the 
7th March I970 . 


गृह मंत्रालय 


सा० का नि0 518, 
दिनांक 28 मार्च, 
1970 । 


अधिसूचना सं० सा० का० नि० 423 , 
दिनांक 7 मार्च, 1970 का 
शुद्धि पन्न । 


मोगपत्र भेजने पर मेव 


उपर लिखे असावारण राजपत्रों की प्रतियां प्रकाशन प्रबन्धक , सिविल लाइन्स , दिल्ली के नाम 
मांगपत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी । मांगपत्र प्रबन्धक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तारीख 
से 10 दिन के भीतर पहुंच जाने चाहिए । 


Copies of the Gezettes Extraordinary mentioned above will be supplied on 
Indent to the Manager of Publications, Civil Lines , Delhi, Indents should be 
submitted so as to reach the Manager within ten days of the date of issue of 
these Gazettes . 


भाग II - खण्ड 3 - उपखण्ड (i) 

PART 1 - Section 3 – Sub -section (i) 
( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों प्रौर ( संघ राज्य - क्षेत्रों ) के प्रशासनों को 

छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये विषि के अन्तर्गत समाये और जारी किये 

गये साधारण नियम (जिममे साधारण प्रकार के प्रादेश , उप -नियम प्रादि सम्मिलित है ) 
General Statutory Rules (including orders, bye -laws etc . of a general 

character ) issued by the Ministries of the Government of India (other 
than the Ministry of Defence ) and by Contral Authorities (other 
than the Administrations of Union Territories) . 


MINISTRY OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES 


New Delhi, the 31st March , 1970 
G . S . R . 622 . - In exercise of the powers conferred by section 15A of the Indian 
Act, 1910 (10 of 1910 ) and in consultation with the Trustees of the Indian Museum, 
Calcutta , the Central Government hereby makes the following rules , namely : 
___ 1 . Short Atle and commencement. - ( 1 ) These rules may be called the Indian 
Museum Rules, 1970. 

( 2 ) They shall come into force at once . 
2 . Definitions. In these rules, unless the context otherwise requires; 

( a ) " Act " means the Indian Museum Act, 1910 ( 10 of 1010 ) ; 
( b) " Government means the Central Government; 
( c ) "Museum ” means the Indian Museum , Calcutta ; 
( d ) " Trustees means the Trustees of the Indian Museum, Calcutta, As 

constituted under sub- section ( 1 ) of section 2 of the Act. 


Sec . 3 ( i) ) THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 18 , 1970 /CHAITRA 28 , 1892 1353 
- - - - 

- - - - 
3. Classification of posts . The posts in the Museum shall be classified into the 
following categories , namely - 
(1) Class I. — Posts carrying a pay or a scale of pay with a maximum of 

not less than Rs. 050 / -. 
( ll ) Class II. - Posts carrying a pay or a scale of pay with a maximum of 

less than Rs. 950 / - but not less than Rs. 575 / 
( ili ) Class III. — Posts carrying a pay or a scale of pay with a maximum of 

less than Rs. 575 / - but not less than Rs. 110 / 
( iv ) Class IV . — Posts carrying a pay or a scale of pay with a maximum of 

less than Rs. 110 / 
4 . Creation of posts . With the previous sanction of the Government and 
subject to such conditions as may be imposed by it , the Trustees may create such 
posts as may be necessary for the care or maintenance of the Museum and may 
fix or alter the scales of pay of such posts and may reclassify such posts. 
5 . Appointment. - ( 1 ) Recruitment to all posts in the Museum shall be made 
( a ) by direct recruitment - by advertisement or through the Employment 

Exchange , or both ; or 
(b ) by promotion ; or 
( c ) by transfer , on loan or otherwise , from other Government or semi 

Government Offices or statutory bodies : 
Provided that a proportion of vacancies may be reserved for the members 

of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in accordance with 
the instructions governing special representation or the Scheduled 
Castes and the Scheduled Tribes in services, issued by the Central 

Government from time to time. 
( 2 ) Appointments to all posts shall be made on the recommendation of a 
Selection Committee consisting of , - 
(a ) in the case of Class I posts. - ( i) Chairman , Board of Trustees of the 

Indian Museum ; 
(ii) a member nominated by the Trustees from amongst themselves ; 
(111) the Director , Indian Museum ; 

(iv ) one expert in the branch of knowledge to which the post pertains ; 
( b ) in the case of Class II posts. - (i ) the Honorary Secretary to the Board 

of Trustees of the Indian Museum ; 
( 11) the Director , Indian Museum ; 
( ili) a member nominated by the Trustees ; 
( iv ) an expert in the branch of knowledge to which the post pertains; 
(v ) a representative of the Government of India , if so desired by the Govern 

ment of India ; 
(c ) in the case of Class III posts.- (1) the Honorary Secretary to the Board 

of Trustees of the Indian Museum ; 
( il ) the Director , Indian Museum , 
( 111) a person nominated by the Secretary to the Government of India in the 

Ministry - in - Charge of matters relatirg to the Indian Museum ; 
(iv ) one expert to be associated as a co - opted member whenever considered 

necessary ; 
( v ) a member nominated by the Trustees; 
(d ) in the case of Class IV posts. - ( i) the Director, Indian Muscum ; 

(11 ) one senior Omcer of the Indian Museum . 
( 3 ) For all posts in the Museum the Central Government shall make recruit 
ment ruies setting out the qualifications prescribed for each post, the method of 
recruitment and in the case of promotion , the persons who shall be eligible for 
promotion and the percentage of vacancies reserved for recruitment by each of 
the methods specified in sub - rule ( 1) ; and all such recruitment rules shall be 
published in the Gazette of India , 


1354 


THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 18, 1970 / CHAITRA 28, 1892 [PART II — 


( 4 ) In regard to posts reserved for departmental promotion , ręcourse shall be 
had to direct recruitment or appointment by transfer of an employee from another 
organisation only if the Trustees certify that none of the candidates eligible for 
promotion is suitable . 

(5 ) Recruitment to all posts in the Museum shall be made subject to the 
production of a medical certificate of physical fitness in accordance with such 
slandards as may be laid down by the Trustees and subject to verification of the 
character and antecedents of the persons concerned , except in such cases where 
the Trustees consider any relaxation necessary . 

6 . Probation . Every person appointed to a post in the Museum after the 
commencement of tiese rules, whether by promotion or by direct recruitment, 
shall be on probation for a period of one year : 
Provided that the Trustees may , in any individual case , extend the period 

of probation up to a period not exceeding two years . 
7. Termination of service. - ( 1) The services of a temporary employee may be 
terminated by the Trustees without assigning any reason 
(i) during the period of probation following the Ilrst appointment, at any 

time without notice ; and 
( ii ) after such period of probation , at any time by giving him notice of 

not less than one month in writing or at any time without notice 
on payment of one month s pay or where such notice falls short of 
one month , by paying the salary for the period by which it falls 

short of one month . 
(2 ) Without prejudice to the provisions of sub -rule ( 1 ) , the services of a 
temporary employee may be terminated by the Trustees 
( 1) if his appointment is made for a specified period , on the expiry of such 

period ; or 


( ) If his appointment is made against a temporary post, on the abolition 

of the post or on the expiry of the period for which the post is created . 
( 3 ) The service of a permanent employee may , if the post to which he is 
substantively appointed in abolished , be terminated by the Trustees by giving 
him notice of not less than three months in writing or on payment of pay for 
such perlod as the notice falls short of three months or without notice on payment 
of three months pay . 

( 4 ) An employee who is given notice of termination of service under sub 
rule ( 1 ) or sub - rule ( 3 ) may be granted during the period of notice such earned 
leave as may be admissible to him and where leave is so granted , his services 
shall be terminated on the expiry of the period of notice or of leave , whichever 
is later . 

(5 ) A permanent employee may by giving notice of not less than three months 
to the Trustees resign from the services of the Board . 


8 . Retirement.-- - ( 1 ) ( a ) Except as otherwise provided in this rule , every em 
ployee of the Museum other than a Class IV employee shall retire on the day he 
attains the age of fifty -eight years. 


(b ) An employee to whom clause ( a ) applies may be granted extension of 
service after he attains the age of Afty - eight years with the sanction of the Trusteeg 
11 such extension is in the public interest and the grounds therefor are recorded 
In writing : 
Provided that no extension under this clause shall be granted beyond sixty 

years and such an extension shall not be granted for any period 

exceeding one year at a time. 
( 2 ) Notwithstanding anything contained in this rule , the Trustees may, if they 
are of the opinion that it is in the public interest so to do retire an employee to 
whom clause ( a ) of sub - rule ( 1 ) applies after he has attained the age of Arty - five 
years by giving him notice of not less than three months in writing . 


Sec. 3 (1) ] THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 18, 1970 / CHAITRA 28 , 1892 1355 


( 3 ) Any employee to whom clause ( a ) of sub - rule ( 1 ) applies may, by giving 
notice of rot less than three months in writing to the Trustees, retire from service 
after he has attained the age oť Alty - five years . 

( 4 ) Every Class IV employee shall retire on the day he attains the age of 
sixty years . 

9 . Re- employinent Where the Trustees are of the opinion that it is necessary 
in the public Interest , or in the interest of the Museum , so to do , they may , subject 
to such terms and conditions as they may determine, re - employ a person who has 
retired by virtue of the provisions of rule 8 : 
Provided that any person so re -employed shall cease to hold the post to 

which he has been appointed on his attaining the age of sixty - two 

years . 
10 . Provident Fund . There shall be established a General Provident Fund for 
the benefit of the employees of the Museum , the rules of which shall be formulated 
by the Trustees with the previous approval of the Government. 

11. Suspension and Penaltles .- ( 1 ) (a ) The Trustecs may place an employee 
under suspension 
( i) where a disciplinary proceeding against him is contemplated or is 

pending ; or 
( ii) where a case against him in respect of any criminal offence is under 

investigation or trial. 
(b ) An employee who is detained in custody , whether on a criminal charge or 
otherwise for a period exceeding forty - eight hours , shall be deemed to have been 
suspended with effect from the date of his detention , by an urder of the Trustees 
and shall remain under suspension until further orders. 


( c ) An order of suspension made or deemed to have been made under this rule 
may at any lime be revoked by the Trustees. 


( 2 ) The following penalties may, for good and sufficient reasons and as herein 
after provided, be imposed on an employee : 

(i) ccnsure ; 
( ii ) withholding of increments or promotion ; 
( iii ) recovery from pay of the whole or part of any pecuniary loss caused 

to the Museum by negligence or breach of the rule or bye - laws of 

the Museum or orders or directions of superior authorities; 
( iv ) reduction to a lower post or a lower time - scale or to a lower stage 

In a time- scale ; 
( u ) compulsory retirement; and 
( vi) dismissal from service . 


( 3 ) No order imposing any penalty on an employee shall be passed , except 
after 
( * ) the employee is intormed in writing of the proposal to take action 

against him and the allegations on which such action is proposed to 
be taken and is given an opportunity to make any representation he 

may wish to make; and 
( b ) such representation , if any, is taken into consideration by the Trustees. 


( 1 ) ( a ) where an order of suspension is made or a disciplinary proceeding is 
rominenced against a borrowed employce , the lending authority shall forthwitli 
be informed of the circumstances leading to the order of suspension or , as the 
case inay be the commencement of the disciplinary proceeding ; 


1356 


THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 18, 1970 / CHAITRA 28 , 1892 [PART 


- 


( b ) In the light of the findings in the disciplinary proceeding taken against 
such an employee, - 
( 1 ) 1f the Trustees are of the opinion that any of tne penalties specified 

in clauses ( lv ) to ( vi ) of sub - rule ( 2 ) should be imposed on him , 
they shall replace his service at the disposal of the lending authority 
and transmit to it the proceedings of the inquiry for such action as 

11 may deem necessary ; 
( 11) iſ the Trustees are of the opinion that any other panalty should be 

imposed on him , they may, after consultation with the lending 

authority , pass such orders on the case as they may deem necessary : 
Provided that, in the event of a difference of opinion between the lending 

authority and the Trustees . the services of the employee shall be 

replaced at the disposal of the lending authority . 
( 5 ) An employee may appeal against an order of suspension or an order 
Imposing upon him any of the penalties specified in sub - rule ( 2 ) to the authority 
specified in this behalf in the Schedule annexed to these rules . 


(6 ) No appeal preferred under these rules shall be entertained unless such 
Appeal is preferred within a period of forty - five days from the date on which a 
copy of the order appealed against is delivered to the appellant: 

Provided that the appellate authority may entertain the appeal after the 
expiry of the said period , if it is satisfied that the appellant had sufficient cause 
for not preferring the appeal in time. 

12 . Whole -time employment. The whole time of an employee of the Museum 
shall be at the disposal of the Trustees and he may be employed in any manner 
required by the Trustees without claim for additional remuneration . 

13 . Provis ons for option . - ( 1 ) Every person holding a post in the Museum 
immediately before the commencement of these rules shall, on such commencement, 
be deemed to have been appointed under the provisions of these rules to the 
corresponding post and shall drawn the pay drawn by him immediately before 
such commencement : 
Provided that such person shall have the option either to select the service 

conditions as laid down in these rules or to retain the service condi 
tions applicable to him immediately before such commencement, 
subject, however , to the condition that such optlon shall be exercised 

within three months from the date of commencement of these rules . 
( 2 ) The option once exercised under the proviso to sub - rule ( 1 ) shall be Anal 
and shall be recorded in the Service Book maintained under rule 14 , of the 
employee concerned . 

14 . Service Books and Character Rolls ( 1 ) The Trustees shall maintain a 
Service Book and a Character Roll in respect of each employee , in such form and 
setting out such particulars as may be prescribed by them : 
Provided that the form of Service Book shall be determined in consultaton 

with the Accountant General, West Bengal. 
( 2 ) The entries in the Service Book of an employee shall be made by the 
Trustees or caused to be made by the Trustees by such authority as may be 
specified by them in this behall . 

( 3 ) The entries in the Character Roll of an employee shall be made by the 
authority to whom such employee is immediately subordinate and shall be 
countersigned by the next higher authority with his remarks ; 
Provided that , 
( 1) where the authority to which an employee is immerlintely subordinate 

is the Trustces , the entries in the Character Roll of the employee 
shall be made by the Chaiman of the Trustees and no countersigna 

ture shall be necessary ; and 
(11 ) where such next higher authority is the Trustees, the Character Roll 

shall be countersigned by the Chairman of the Trustees . 
16 . Power to relax . — Notwithstanding anything contained in these rules, the 
Government may, on its own motion or on the recommendations of the Trustees, 


Sec . 3 (1) ] 


THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 18 , 1970 / CHAITRA 28, 1892 1357 


relax any of the provisions of these rules if it is satisfied that it is necessary so 
to do in the interest of the Museum or in the public interest or in order to relieve 
any employee of the Museum from any hardship or ilnancial loss arising from 
the operation of such provision , 

16 . Interpretation . Where any question arises as to whether any authority 
of the Museum is superior to any other authority or as to the interpretation or 
application of any of the provision of these rules , the question shall be referred 
to the Government for decision . 

17 . Delegation of powers . — The Trustees may by order in writing, delegate any 
of their powers under these rules to the officer - in - charge of the Museum or to any 
other officer in their employment, subject to such conditions as they may specify : 
and any function performed or act done or deemed to have been performed or 
done by such officer in the exercise of powers so delegated to him shall be deemed 
to have been done in the exercise of powers of the Trustees . 

18 . Fund of the Trustees.--- ( 1) The Trustees shall maintain a Fund to which 
shall be credited 

( a ) all money paid by the Government ; 
(b ) all fees and other charges levied by the Trustees; 
(c ) all moneys received by the Trustees by way of grant, gift, donation , 

benefaction , bequest, subscription , contribution or transfer ; 
( d ) all other moneys received by the Trustees in any other manner or 

from any other source . 
( 2 ) The Trustees may expend such sums as they think fit for performed their 
functions under the Act and these rules and such sums shall be treated as expen 
diture payable out of the Fund . 

( 3 ) A sum of money not exceeding such amount as may be determined by 
the Trustecs may be kept in current account with any Schedıled Bank as defned 
in section 2 of the Reserve Bank of India Act, 1934 ( 2 of 1931) or any other Bank 
approved by the Government in this behalf , but any money in excess of that sum 
shall be deposited in the Reserve Bank of India or invested in such manner as 
may be approved by the Trustees. 
19. Accounts. - ( 1) The Trustees shall ordinarily cause 

(1) to prepare bills for all items of expenditure ; 
( 11) to compile the monthly and annual accounts ; 

( ill) to maintain all accounts and to do all other matters pertaining thereto . 
( 2 ) Accounts shall be maintained in a separate register in the prescribed form 
in respect of each of the following items - - 

( i) cash ; 
( il) subscriptions; 
(lit ) maintenance grant of the Central Government; 
( iv ) grant of the Central Government for development of the Museum ; 
(v ) grants from State Governments; 
( vi) contributions from other sources ; 
( vii ) other receipts, such as sales of publications; 
(vill ) pay of officers and establishment; 
(1x ) travelling and other allowances; 
( x ) bills ; 
( xi) other charges, such as contingencies, leave - salaries and pensions; 
(xil) General Provident Fund accounts of employees ; 
( xill ) security and other capital investments ; 
( xiv ) stock of all collections vested in the Trustees; 
( XV ) stock of cheque books; 
( xvi) stock of receipt books ; 


1358 


THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 18 , 1970 /CHAITRA 28, 1892 [PART II - - 


(xvii ) stock of furniture and office equipment; 
(xviii ) stock of stationery ; 
( xix ) stock of publications; 
( xx ) Ilbrary accession register ; 
( xxl) miscellaneous stocks ; 
(xxll ) other forms prescribed from time to time by the Trustees or the 

Government. 
( 3 ) ( a ) The accounts of the transactions for each month shall be compiled or 
caused to be complled by the Trustees in a monthly abstract oť receipts and 
payments under the prescribed beads of accounts . 

(b ) The monthly abstract shall show the figures for the current month as well 
as progressive totals to the end of the month . 

( c ) The monthly abstract shall be submitted monthly to the Trustees or such 
authority a3 may be designated by them in this behalt for review . 

( 4 ) ( a ) The Trustees shall conduct or cause to be conducted by persons 
working directly under them a check of the nature of pre-audit to all payments 
from the Trust Fund and shall maintain a book in which shall be entered all 
observations and objections which might be raised against all items of expenditure . 

( b ) Such book shall be submitted to the Trustees or the authorities designated 
by them in this belf who shall record their order against all items of expenditure 
under cbjection ; and 

(c ) Payments on such items shall be made only if the orders so recorded 
permit such payments . 

(5 ) As soon as practicable after the accounts for an year are closed , but not 
later than the end of June, the Trustees shall cause to be compiled annual 
accounts for the preceding year , of the Trust Fund ghowing 

(1 ) receipts and payment; 
(11) income and expenditure ; and 

(ili ) balance sheet . 
20 . Custody and administration of collections pot belonging to the Trustees. 
( 1 ) The Trustees shall not accept any object as gift or on loan unless they are 
satisfied that the object is worthy of display in the Museum . 

( 2 ) The Trustees shall not accept any object as gift or on loan , the mainten 
ance cf which entails expenditure , except with the previous permission of the 
Government. 

( 3 ) At the time of acceptance of any object on loan for display in the Museum 
or of a gift , the Trustees shall maintain a record in writing as to the nature and 
condition of the object so recelved. 

(4 ) The right of reproduction , copying or making replicas of any object in the 
collections referred to in section 14 of the Act shall, 50 long as the collections 
remain in the Museum , vest in the Trustees . 

( 3 ) The Trustees may , subject to such reservations as they may deem fit, 
display objects in the collections of the Museumn . 

(6 ) The Trustees shall not be responsible for any damage done to such collec 
tion in the normal course or due to some unforeseen happening ( like Are , war 
and floods ) , and no claim for damages or compensation shall lie against the 
Trustees for such damage. 

21. Transfer of possession of property .-- Where in pursuance of the powers 
conferred on the Trustees by section 7 of the Act. It is proposed to deliver posses 
sion of any duplicate of an article contained in any collection vested in them , by 
way of presentation to any other Museum or by way of sale or exchange to any 
other person , it shall be necessary to obtain the consent in writing of the Trustees 
for such delivery of possession : 

Provided that no such consent shall be given except by A resolution passed by 
a majority of not less than two- thirds of the Trustes present and voting at o 
meeting at which three- fourths of the total number of Trustees are present. 


Sec. 3(i) ] THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 18 , 1970 /CHAITRA 28, 1892 1359 


ANNEXURE 


THE SCHEDULE 


Designation of post 

and/ or Class 


Appointing 
Authority 


Affellate Authority 


Authority ccmpetent to 
imposc penalties and 
penalties which it may 
impose (with reference 
to item numbers in sub 
rule (2 )] 


Authority 


Penalty 


Class I . 
Class II . 
Class III . 


. 
. 
. 


. Trustecs 
. Chairman 
. Honorary ] 

Secretary 
. Director 


Trustecaj 
Chairman 
Honoraryl 
Secretary 
Director 


All 
All 
All 


President of India. 
Trustees 
Chairman 


Class IV . 


. 


All 


Honorary ) 
Secretary 


[ No. F. 2-1 / 81 -C.3 (CAI5). ] 
A. S. TALWAR, Under Secy . 


शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय 


नई दिल्ली , 31 मार्च 1970 


सा० का०नि० 622 . - - भारतीय संग्रहालय अधिनियम , 1910 ( 1910 का 10 ) की 
धारा 15क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारतीय संग्रहालय कलकत्ता के न्यासियों , 
के परामर्श से केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है ; अर्थात्:--- 

1. संक्षिप्त नाम और प्राराम .- - ( 1 ) ये नियम भारतीय संग्रहालय नियम, 1970 के है. 
जा सकेगे । 

( 2) ये तुरन्त लागू होंगे । 
2. परिभाषाएं . - --इन नियमों में अब तक कि इस संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों : - - 


( क ) " अधिनियम " से भारतीय संग्रहालय अधिनियम , 1910 ( 1 
अभिप्रेत है , 
( ख ) " सरकार " से केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है , 
( ग ) “ संग्रहालय " से भारतीय संग्रहालय , कलकत्ता अभिप्रेत है , 
(घ ) “ न्यासी " से इस अधिनियम की धारा 2 की उपधारा ( 1 ) के अधीन गठित 

भारतीय संग्रहालय , कलकत्सा के न्यासी अभिप्रेत है । 


1360 THE GAZETTE OF INDIA: APRIL 18, 1970 /CHAITRA 28, 1892 [ PART II 


3. पदों का वर्गीकरण. - संग्रहालय के पदों का वर्गीकरण निम्नलिखित प्रवर्गों में किया जाएगा ; 
अर्थात - - 

( i) वर्ग -- 1 
वेपद जिनका वेतन या जिनके वेतनमान का अधिकतम 950 रु० से अन्यून हो । 
(ii ) वर्ग - 2 
वे पद जिनका वेतन या जिनके वेतनमान का अधिकतम 950 रुपये से न्यून हो पर 575 रुपये से 

अन्यून हो । 
( iii ) वर्ग - 3 
वे पद जिनका वेतन या जिनके वेतनमान का अधिकतम 575 रुपये से न्यून हो पर 110 रुपये 
____ मे अन्यून हो । 
(iv ) वर्ग -- 4 
वे पद जिनका वेतन या जिनके वेतनमान का अधिक ाम 110 रुपये से न्यून हो । 

4. पों का सुजन. - सरकार की पूर्व मंजूरी से और ऐसी शर्तों का अध्यधीन रहते हुए जो उसके 
द्वारा अधिरोपित को जाएं चासो ऐसे पदों का सृजन कर सकेंगे जो संग्रहालय की देख रेख या अनुरक्षण 
के निर अावश्यक हों और ऐसे पदों के वेतनमान निपन या परिवर्तित कर सकेंगे तथा ऐसे पदों का पुन : 
- वर्गीकरण कर सकेंगे । 

5. नियुक्षित. - - ( 1 ) संग्रहालय में सभी पदों पर भर्तो निम्नलिखित प्रकार से की जाएगी --- 
( क ) सोधी भों द्वारा - -विज्ञापन द्वारा या रोजगार कार्यालय के माध्यम से या दोनों प्रकार 

से , अथवा 
( ख ) प्रोन्नति द्वारा ; अथवा 
( ग ) अन्य सरकारी या अर्ध सरकारी कार्यालयों या काननी निकायों से अन्तरण द्वारा या उधार 

पर या अन्यथा : 
परन्तु से नामों में प्राचिन जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विशेष प्रतिनिधित्व को 
शासित करने वाले ऐसे प्रदेशों के अनुसार जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर निकाले जाएं 
प्रावित जनित्रों नपा प्राविा जाजातियों के लिए रिक्तियां एक अनुपात में प्रारक्षित रखी जा 
सकेंगी । 
( 2 ) सभी पदों पर नियुक्तियां चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर की जायेंगी । चयन 

समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे : 
( क ) ( i) वर्ग 1 के 10 को में - -भारतो महानपन्यासी बोर्ड का अध्यक्ष , 

( ii ) न्यासियों द्वारा अपनों में से नामनिर्देशित एक सदस्य , 
( iii ) भारतीय संग्रहालय का निदेशक , 
( iv) शान का जिस शाखा से पद सम्बद्ध है उस शाखा का एक विशेषज्ञ । 


SEC. 3(1) ] THE GAZETTE OF INDIA: APRIL 18, 1970/ CHAITRA 28, 1892 1361 


( ख ) वर्ग - 2 के पदों की दशा में :- - 

( i) भारतीय संग्रहालय न्यासी बोर्ड का अवैतनिक मंत्री, 
( ii ) भारतीय संग्रहालय का निदेशक , 
( iii ) न्यासियों द्वारा नामनिर्देशित एक सदस्य , 
( iv) ज्ञान की जिस शाखा से पद सम्बद्ध है उस शाखा का एक विशेषज्ञ , 

( v ) यदि भारत सरकार ऐसा चाहे तो उसका एक प्रतिनिधि । 
( ग ) वर्ग - 3 के पदों की दशा में : - - 

( i) भारतीय संग्रहालय न्यासी बोर्ड का अवैतनिक मंत्री , 
( ii ) भारतीय संग्रहालय का निदेशक, 
( iii ) भारत सरकार के उस मंत्रालय के जो भारतीय संग्रहालय से सम्बद्ध मामलों 

का भारसाधक है, सचिव द्वारा नाम निर्देशित एक व्यक्ति , 


( iv ) एक विशेषज्ञ , जिसे जब कभी आवश्यक समझा जाए तब , सहयोजित सदस्य के 

रूप में सहबद्ध किया जाएगा , 


( v ) न्यासियों द्वारा नाम -निर्देशित सदस्य । 


( च ) वर्ग -4 विशा में :-- 

( i) भारतीय संग्रहालय का निदेशक , 
( ii ) भारतीय संग्रहालय का एक ज्येष्ट आफिसर, 
(ii ) संग्रहालय में सभी पदों के लिए केन्द्रीय सरकार भर्ती के नियम बनाएगी जिनमें 

प्रत्येक पद के लिए विहित अर्हताएं , भर्ती की पति और प्रोन्नति की दशा में के 
व्यक्ति जो प्रोन्नति के लिए पात्र होंगे तथा उप -नियम ( 1 ) में विनिर्दिष्ट पद्ध 
तियों में से प्रत्येक के द्वारा भर्ती के लिए आरक्षित रिक्तियों की प्रतिशतता का 
उल्लेख होगा और भर्ती के ऐसे सभी नियमों का प्रकाशन भारत के राजपन में 

किया जाएगा । 
( 4) विभागीय प्रोन्नति के लिए प्रारक्षित पदों के सम्बन्ध में सीधी भर्ती या अन्य 

संगठन से अन्तरण द्वारा ----किसी कर्मचारी की नियुमि का पाश्रय तभी लिया 
जायेगा जब न्यासी यह प्रमाणित कर दें कि प्रोन्नति के लिए पात्र उम्मीदवारों 

में से कोई भी उपयुक्त नहीं है । 
( 5) संग्रहालय के सभी पदों पर भर्ती, ऐसे मानकों के अनुसार जो न्यासियों द्वारा नि 

दिष्ट किए जाएं , शारीरिक स्वस्थता का चिकित्सक प्रमाणपत्र पेश करने के : 
अध्यधीन तथा , ऐसे मामलों को छोड़कर जिनमें न्यासी कोई शिथिलता बरतना 
आवश्यक समझते हों , सम्बद्ध व्यक्तियों का शील और उनके पूर्ववृत्त सत्यापित 
करने के अध्यधीन होगी । 


1362 


THE GAZETTE OF INDIA ; APRIL 18, 1970/ CHAITRA 28, 1892 [Part II 


____ 6. परिवीक्षा.--- इन नियमों के प्रारम्भ होने के पश्चात् संग्रहालय में किसी पद पर नियुक्त 
हर व्यक्ति , चाहे उसको नियुक्ति / प्रोन्नति द्वारा हुई हो या सीधी भर्ती द्वारा एक वर्ष की कालावधि 
के लिए परिवीक्षा पर हेगा : 


परन्तु न्यासी किसी व्यक्ति के मामले में परिवीक्षा काल को दो वर्ष से अनधिक की कालावधि 
तक बढ़ा सकेंगे । 


7. सेवा म पर्यवसान . - - ( 1 ) अस्थायी कर्मचारी की सेवाएं : - - 
( i ) प्रथम नियुक्ति के पश्चात् परिवीक्षा कालावधि के दौरान किसी भी समय बिना 

सूचना के ; तथा 


( ii ) ऐसी परिवीक्षा की कालावधि के पश्चात् , उसे एक मास से अन्यून की लिखित 

रूप में सूचना देकर किसी समय , या एक मास का बेसन देकर बिना सूचना के 
किसी भी समय , या जहां ऐसी सूचना एक मास से कम के लिए हो वहां उतनी 
कालार्वाध का जितनी एक मास से कम पड़ती हो , वेतन दे देने पर बिना कोई 

कारण बताए , न्यामियों द्वारा पर्यवसित की जा सकेंगी । 
( 2 ) उपनियम ( 1 ) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले विना न्यासियों द्वारा किसी भी 
अस्थायी कर्मचारी की सेवाएं :-- - 

(i ) यदि उसकी नियुक्ति किसी विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए की गई हो तो ऐसी 

कालावधि का अवसान होने पर ; अथवा 
यदि उसकी नियुक्ति किसी अस्थायी पद पर की गई हो उस पद को समाप्त 
कर दिये जाने पर या उस कालावधि के अवसान पर जिसके लिए पद का सृजन 
किया गया हो , पर्यवसित की जा सकेंगी । 


( 3 ) किसी भी स्थायी कर्मचारी की सेवाएं , यदि वह पद जिस पर वह अभिस्थायी रूप से 
नियुक्त है , समाप्त कर दिया जाए तो , उसे तीन मास से अन्यून की लिखित सूचना देकर या उतनी 
कालावधि के लिए वेतन दे कर जितनी तीन मास से कम पड़ती हो , या तीन मास का वेतन दे देने पर बिना 
सूचना के न्यासियों द्वारा पर्यवसित की जा सकेंगी । 


( 4 ) किसी भी कर्मचारी को जिसे उपनियम ( 1 ) या उपनियम ( 3 ) के अधीन सेवा के 
पर्यवसान की सूचना दे दी गई है , सूचना की कालावधि के दौरान ऐमी उपाजित छट्टी स्वीकार की 
जा सकेगी जो उस स्वीकार्य हो और जहां कि इस प्रकार छबी स्वीकार की गई है वहाँ उसकी सेवाएं 
सूचना की कालावधि के , या छट्टी की कालावधि के अवसान पर, इनमें से जो भी पश्चातवर्ती हो , पर्य 
चमित हो जाएंगी । 


( 5 ) स्थायी कर्मचारी, न्यासियों को तीन मास से अन्यून की सूचना देकर बोर्ड की सेवाओं से 
" पदत्याग कर सकेगा । 

____ 8. सेवा निवृत्ति. -- ( 1) ( क ) इस नियम में यथा अन्यथा उपबन्धित के सिवाय वर्ग - 4 के कर्म 
चारी को छोड़कर संग्रहालय का प्रत्येक कर्मचारी उस दिन निवृत्त हो जाएगा जिस दिन वह अट्ठावन 
वर्ष की आयु प्राप्त करता है । 


Sec . 3 (1) ] 


THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 18 , 1970 / CHAITRA 28, 1892 1363 


( ख ) किसी भी कर्मचारी की जिस खंड ( क ) लागू होता है सेवा में उसके अट्ठावन वर्ष की 
आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् न्यासियों की मंजूरी से विस्तार किया जा सकेगा यदि ऐसा विस्तार 
लोक हित में हो तथा उसके कारणों को लेखन द्वारा अभिलिखित किया गया हो : 

परन्तु साठ वर्ष की आयु हो जाने के पश्चात् इस खंड के उपबन्धों के अधीन ऐसा कोई भी विस्तार 
स्वीकार नहीं किया जाएगा और ऐसा विस्तार एक बार में एक वर्ष में अधिक की कालावधि के लिए 
स्वीकार नहीं किया जाएगा । 


( 2) इस उपनियम में किसी बात के होते हुए भी, न्यासी यदि उनका यह मत हो कि ऐसा करना 
लोक हित में है, किसी भी कर्मचारी को , जिसे उपनियम ( 1 ) का खंड ( क ) लागू होता है, उसके पचपन 
वर्ष की प्राय प्राप्त कर लेने के पश्चात् उसे तीन मास से अन्यून की लिखित सूचना देकर निवृत्त कर 
सकेंगे । 

( 3) कोई भी कर्मचारी , जिसे उपनियम ( 1 ) का खंड ( क ) लागू होता है पचपन वर्ष 
की प्राय प्राप्त कर लेने के पश्चात न्यासियों को तीन मास से अन्यून की लिखित सूचना देकर निवृत्त 
हो सकेया । 


( 4 ) प्रत्येक वर्ग- 4 का कर्मचारी उस दिन को निवृत्त हो जायेगा जिस दिन वह साठ वर्ष की 
प्रायु प्राप्त करता है । 

9. पुनियुक्ति – जहां कि न्यासियों का यह मत है कि लोकहित में या संग्रहालय के हित में 
यह आवश्यक है , तो वे एमे निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन जो वे प्रवधारित करें उस व्यक्ति को पुन 
नियुक्त कर सकते है जो नियम 8 के उपबन्धनी के आधार पर निवृत्त हो चुका है । 


परन्तु इस प्रकार पुनर्नियुक्त व्यक्ति ऐसे पद पर जिस पर उसकी नियुक्ति की गई है बासठ 
वर्ष की प्राय प्राप्त होने पर नहीं रह जायेगा । 

10. भविष्यनिषि . - संग्रहालय के कर्मचारियों के फायदे के लिए एक साधारण भविष्य निधि 
स्थापित की जायेंगी जिसके लिए न्यासियों द्वारा सरकार के पूर्व अनुमोदन से नियम बनाये जाएंगे । 

___ 11. निल बन पर शास्तियां - - ( 1 ) ( क ) न्यासी किसी भी कर्मचारी को निलम्बित कर 
सकेंगे । 

( i) यदि उसके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही अनुध्यात या लम्बित हो , अथवा 

( ii ) यदि उसके विरुद्ध दाण्डिक अपराध से सम्बन्धित कोई मामला अन्वेषणाधीन या 
विचारणाधीन हो । 


( ख ) कोई कर्मचारी जो किसी दाण्डिक आरोप पर या अन्यथा अड़तालीस घंटे से अधिक की 

किसी कालावधि के लिए अभिरक्षा में निरुद्ध किया जाए उसके निरोध की तारीख से 
न्यासियों के आदेश द्वारा निलम्बित समझा जाएगा और आगे के आदेश होने तक 
निलम्बित बना रहेगा । 


( ग ) इस नियम के अधीन किया गया या किया गया समझा गया कोई भी आदेश न्यासियों 

द्वारा किसी भी समय प्रतिसंहृत किया जा सकेगा । 


1364 


THE GAZETTE OF INDIA: APRIL 18, 1970 /CHAITRA 28 , 1892 [ PART II -- 


( 2 ) कर्मचारी पर ठीक और पर्याप्त कारणों से जो इसमें इस के पश्चात उपबन्धित हैं , 
निम्नलिखित शास्तियां अधिरोपित की जा मऊंगी .. 

(i ) निन्दा 
( ii ) वेतनवृद्धि या प्रोन्नति रोक देना 
( iii ) असावधानी या संग्रहालय के नियमों या उपविधियां या वरिष्ठ अधिकारियों के 

प्रादेशों या निदेशों को भंग करने के कारण हुई किसी आर्थिक हानि की वेतन में से 

पूर्णतः या भागतः वसूली 
( iv ) निम्नतर पद पर या निम्नतर समय - मान पद पर या समय -मान के किसी निम्नतर 

प्रक्रम पर पदावनति 
( v ) अनिवार्य निवृत्ति तथा 

( vi ) सेवा से पदच्युति । 
( 3 ) किसी कर्मचारी पर शास्ति अधिरोपित करने वाला कोई भी आदेश ----- 
( क ) कर्मचारी को उसके विरुद्ध कारवाई की जाने की प्रस्थापना की और उन आरोपों की 

जिनके आधार पर ऐसी कार्रवाई करने की प्रस्थापना है, लिखित रूप में इत्तिला दिये 
बिना और यदि वह कोई अभ्यावेदन करना चाहे तो उसे उसका अवसर दिये बिना 

तथा । 
( ख ) ऐसे अभ्यावेदन पर यदि कोई हो न्यासियों द्वारा विचार किये बिना , 
पारित नहीं किया जायेगा । 
( 4 ) ( क ) जहां कि उधार लिये हुए कर्मचारी के विरुद्ध निलम्बन का प्रावेश किया गया हो 

या आनुशासनिक कार्रवाई प्रारम्भ की गई हो , वहां यथास्थिति , निलम्बन आदेश देने 
की परिस्थितियों या अनुशासनिक कार्रवाई प्रारम्भ करने की इत्तिला उधार देने वाले 

प्राधिकारी को तत्क्षण दी जायेगी , 
( ख ) ऐसे कर्मचारी के विरुद्ध की गई अनुशासनिक कार्रवाई के निष्कर्षों को दृष्टि में रखते 


( i) यदि न्यासियों की यह राय है कि उपनियम ( 2 ) के खंडों ( iv ) से ( vi ) तक में विनि 

दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति उस पर अधिरोपित की जानी चाहिए तो वे उसकी 
सेवाएं उधार देने वाले प्राधिकारी को सुपुर्द कर देंगे और उसे ऐसी कार्रवाई करने 

के लिए जैसा कि वह पावश्यक समझे, जांच की कार्यवाहियां पारेषित कर देंगे । 
( ii ) यदि न्यासियों की यह राय है कि उस पर कोई अन्य शास्ति अधिरोपित की जानी 

चाहिए तो वे उधार देने वाले प्राधिकारी से परामर्श के पश्चात , मामले में ऐसे 

आदेश पारित कर सकेंगे जिन्हें वे आवश्यक समझें । 
परन्तु उधार देने वाले प्राधिकारी तथा न्यासियों के बीच मतभेद होने की दशा में उस कर्मचारी की 
सेवाएं उधार देने वाले प्राधिकारी के सुपूर्द कर दी जाएंगी । 

( 5 ) कर्मचरी निलम्बन के आदेश या उस पर उपनियम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से 
कोई शास्ति अधिरोपित किये जाने के विरुव अपील उस प्राधिकारी से कर सकेगा जो इन नियमों से 
प . सद्ध अनसची में इस निमित्त विनिर्दिष्ट है । 


Sec . 3(i)] THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 18 , 1970 / CHAITRA 28, 1892 1365 


( 6 ) इन नियमों के अन्तर्गत की गई कोई भी अपील जब तक कि ऐसी अपील उस तारीख में 
पैंतालीस दिनों की कालावधि के भीतर न की गई हो जिस तारीख को अपीलार्थी को उस आदेश की प्रति 
परिदत्त की गई थी जिसके विरुद्ध अपील की गई है, ग्रहण नहीं की जायेगी ; 

परन्तु अपील प्राधिकारी उक्त कालावधि का अवसान हो जाने के पश्चात भी अपील ग्रहण कर 
सकेगा , यदि उसका यह समाधान हो जाये कि अपीलार्थीपर्याप्त कारणवश समय से अपील नहीं कर 
सका था । 


12. पूर्णकालिक नियोजन. - संग्रहालय के कर्मचारी का पूरा समय न्यासियों के व्ययनाधीन न 
होगा और उसे , अतिरिक्त पारिश्रमिक के किसी दावे के बिना न्यासियों द्वारा अपेक्षित किसी भी तरीके 
से नियोजित किया जायेगा । 


13. विकल्प के लिए उन्बन्ध . - ( 1 ) इन नियमों के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व संग्रहालय में पद 
धारण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति ऐसे प्रारम्भ पर तत्स्थानी पद पर इन नियमों के उपबन्धों के अधीन 
नियुक्त समझा जाएगा और वही वेतन प्राप्त करेगा जो वह ऐसे प्रारम्भ से ठीक पूर्व प्राप्त करता था : 

परन्तु ऐसे व्यक्ति का यह विकल्प रहेगा कि या तो वह इन नियमों में अधिकथित सेवा की शर्तों 
का चयन करले या सेवा की उन शर्तों को प्रतिधारित रखे जो ऐसे प्रारम्भ से ठीक पूर्व उसे लागू होती 
थीं किन्तु शर्त यह है कि ऐसा विकल्प , इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से तीन मास की कालावधि के 
भीतर करना होगा । 


( 2) उपनियम ( 1 ) के परन्तुक के अधीन एक बार किया गया विकल्प अन्तिम होगा और 
उसे सम्बद्ध कर्मचारी को नियम 14 के अधीन रखी जाने वाली सेवा पुस्तिका में अभिलिखित किया 
जाएगा । 

__ 14. सवा पुस्तके और चरित्र पुस्तके :- ( 1 ) न्यासी प्रत्येक कर्मचारी की बाबत एक सेवा 
पुस्तक और एक चरित्र पुस्तक ऐसे प्ररूप में रखेगा और उसमें ऐसी विशिष्टियां लिखी जाएंगी जो उनके 
द्वारा विहित की जाएं । 

परन्तु सेवा पुस्तक का प्रारूप पश्चिम बंगाल के महालेखापाल के परामर्श से प्रवधारित किया 
जाएगा । 

( 2 ) कर्मचारी की सेवा पुस्तक में प्रविष्टियां न्यासियों द्वारा की जाएंगी या न्यासियों द्वारा ऐसे 
प्राधिकारी से कराई जाएंगी जो उनके द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए । 

( 3 ) कर्मचारी की चरित्र पुस्तक में प्रविष्टियां उस प्राधिकारी द्वारा की जाएंगी जिसके अव्यव 
हित अधीनस्थ यह कर्मचारी हो और उन पर उससे ठीक ऊपर का प्राधिकारी अपनी टिप्पणियों सहित 
प्रतिहस्ताक्षर करेगा : 

परन्तु , --- 
(i ) जहां कि वह प्राधिकारी, जिसके अव्यवहित अधीनस्थ वह कर्मचारी है, न्यासी ही हों 

वहां कर्मचारी की चरिन पुस्तक में प्रविष्टियां न्यासियों के अध्यक्ष द्वारा की जाएंगी 

और उन पर प्रति हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होगी , तथा 
(ii ) जहां कि ठीक ऊपर का ऐसा प्राधिकारी न्यासी हो वहां चरित्न पुस्तक में प्रतिहस्ताक्षर 

न्यासियों के अध्यक्ष द्वारा किये जाएंगे । 


1366 


THE GAZETTE OF INDIA: APRIL 18, 1970 / CHAITRA 28, 1892 [ PART 11 -- 


15 . नियम शिथिल करने की शक्ति इन नियमों में किसी बात के अविष्ट होते हए भी 
सरकार, अपनी प्रेरणा पर या न्यासियों की सिफारिशों पर , यदि सरकार का यह समाधान हो जाए कि 
संग्रहालय के हित में या लोक हित में या ऐसे उपबन्धों के प्रवर्तन के कारण संग्रहालय के किसी कर्मचारी 
को होने वाले कष्ट या वित्तीय हानि से बचाने की दृष्टि से ऐसा करना आवश्यक है तो इन नियमों के उप 
बन्धों में से किसी भी उपबन्ध को शिथिल कर सकेगी । 

16. निर्वचन : - जहां कि यह प्रश्न उठता है कि संग्रहालय का कोई प्राधिकारी किसी अन्य 
प्राधिकारी से वरिष्ठ है या इन नियमों के उपबन्धों में से किसी उपबन्ध के निर्वचन या उसे लागू करने 
के सम्बन्ध में कोई प्रश्न उठता है तो वह प्रश्न विनिश्चय के लिये सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा । 


17 . शक्तियों का प्रत्यायोजन : -न्यासी लिखित आदेश द्वारा इन नियमों के अधीन की अपनी 
शक्तियों में से किसी भी शक्ति को , संग्रहालय के भारसाधन आफिसर को या उनके नियोजन में के 
किसी अन्य आफिसर को , ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जिन्हें वे विनिर्दिष्ट करें , प्रत्यायोजित कर 
सकगे और ऐसी प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऐसे आफिसर द्वारा सम्पादित अथवा किया 
गया अथवा सम्पादित किया गया माना गया कोई कृत्य या कार्य न्यासियों की शक्तियों के प्रयोग में 
किया गया समझा जायेगा । 

18. न्यासियों की विधि : 
( 1 ) न्यासी एक निधि रखेंगे जिसमें निम्नलिखित जमा किये जायेंगे : - . 

( क ) सरकार द्वारा दी गई सभी धन राशियां , 
( ख ) सभी शुल्क और अन्य प्रभार जो न्यासियों द्वारा उद्ग्रहीत किये गये हों , 
( ग ) अनुदान, दान, संदान , उपकृति, वसीयत , धन्दा, अभिदाय । याधनान्तरण के रूप 

में न्यासियों द्वारा प्राप्त सभी धनराशियां , 
( घ ) किसी अन्य रूप में या किसी अन्य स्रोत से न्यासियों द्वारा प्राप्त सभी धनराशियां । 


( 2 ) न्यासी इस अधिनियम और इन नियमों के अधीन अपने कृत्यों का अनुपालन करने के लिए 
ऐसी धनराशिया व्यय कर सकेंगे जिन्हें वे उचित सममें भौर ऐसी धनराशियां निधि में से संदेय व्यय 
समझी जाएंगी । 

( 3 ) ऐसी धनराशि , जो उस रकम से अधिक न होजो न्यासियों द्वारा अवधारित की जाए, 
भारत के रिजर्व बैंक अधिनियम , 1934 ( 1934 का 2 ) की धारा 2 में परिभाषित किसी अनुसूचित 
बैंक में , या सरकार द्वारा इस निमित्त अनुमोदित किसी अन्य बैंक के चालू खाते में रखी जा सकेंगी, किन्तु 
उस राशि से अधिक की कोई धनराशि भारत के रिजर्व बैंक में जमा की जाएगी या ऐसी रीति से विनिहित 
की जाएगी जैसी न्यासियों द्वारा अनुमोदित की जाए । 

19. लेले : 
( 1 ) आमतौर से न्यासी 

( i ) व्यय की सभी मवों के लिए बिल तैयार करायेंगे , 
( ii ) मासिक और वार्षिक लेखानों का संकलन करायेंगे, और 
( ii ) सभी लेखे रखे जाएंगें तथा उससे सम्बन्धित सभी अन्य कार्य करायेंगे । 


SEC. 3(i)] THE GAZETTE OF INDIA; APRIL 18, 1970/CHATTRA 28, 1892 1367 


( 2 ) निम्नलिखित मदों में से प्रत्येक के f एलेने एक अलग रजिस्टर में विहित प्ररूप 
में रखे जाएगें : 

(i ) नकदी 
( ii ) चन्दे , 
( iii ) केन्द्रीय सरकार का अनुरक्षण अनुदान , 
( iv ) संग्रहालय के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार का अनुदान , 
( v ) राज्य सरकारों से प्राप्त अनदान , 
( vi ) अन्य श्रोतों से प्रा त अभिदाय , 
( vii ) अन्य प्राप्तियां जैसे प्रकाशनों के विक्रय से प्राप्त धनराशि , 
( viii) आफिसरों तथा स्थापन का वेतन , 
(ix ) यात्रा और अन्य भत्ते , 
( ) विपन्न , 
( xi) अन्य प्रभार, जैसे पाकिस्मकता व्यय, छुट्टी का वेतन औरपेंशने 
( xii) कर्मचारियों के साधारण भविष्य निधि के खाते , 
xiii ) प्रतिभूतियों और अन्य पूंजी विनिधान , 
( xiv ) न्यासियों में विहित सभी संग्रहों का स्टाक , 
( xv ) चैक बुकों का स्टाफ , 
( xvi ) रसीद - पुस्तकों का स्टाफ , 
( xvii ) फर्नीचर और कार्यालय उपसकर का स्टाक , 
( xviii) लेखन सामग्री का स्टाक , 
( xix ) प्रकाशनों का स्टाक , 
( xx ) पुस्तकालय का वह रजिस्टर, जिसमें पुस्तकों आदि के नाम चढ़ाये जाते हैं , 
( xxi ) प्रकीर्ण स्टाक . 
( xxii ) न्यासियों या सरकार द्वारा समय समय पर विहित अन्य प्ररुप , 


( 3 ) ( क ) प्रत्येक मास के लिये सहव्यहारों के लेखे विहित लेखा शीर्षकों के अन्तर्गत प्राप्तियों 
और संदायों के मासिक सारांश के रूप में न्यासियों द्वारा संकलित किये जाएंगें या कराये जाएंगें । 


( ख ) मासिक सारांश में चालू महीने के अांकड़ों और मास के अन्त के प्रारोही योग भी पाशत 
किये जायेंगे । 

(ग ) मासिक सारांश न्यासियों को या ऐसे प्राधिकारी को , जो उनके द्वारा इस निमित्त पदा 
भिहित किया गया हो , पुनर्विलोकन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा । 

( 4) ( क ) न्यासा निधि से होने वाले सभी संदायों की , पूर्वलेखा-परीक्षा की किस्म की जांच 
करेंगे या सीधे अपने अधीनस्थ काम करने वाले व्यक्तियों द्वारा ऐसी जांच करायेंगे और ऐसी पुस्तक 


1368 


THE GAZETTE OF INDIA; APRIL 18, 1970 / CHAITRA 28, 1892 [ PART II- -- 


रखेंगे , जिसमें ऐसी सभी आपत्तियां और सप्रेक्षण प्रविष्ट किये जायेंगे जो व्यय की किसी भी मद के विरुद्ध 
की आएं । 

( ख ) ऐसी पुस्तक न्यासियों को या उनके द्वारा इस निमित्त पदाभिहित प्राधिकारियों को प्रस्तुला , 
की जाएंगी जो व्यय की ऐसी सभी मदों के सामने जिन पर आपत्ति की गई हे अपने प्रादेश अभिलिखित 
करेंगे और ऐसे मदों पर संदाय केवल तभी किया जायेगा जब ऐसे अभिलिखित आदेश ऐसे संदायों को 
अनुज्ञात करते हों । 

( 5 ) न्यासी , न्यास निधि के पूर्वगामी वर्ष के वार्षिक लेखानों का संकल्न किसी वर्ष का लेखा 
बन्द करने के योथासाध्य शीघ्र, किन्तु जून की समाप्ति के अपश्चात, कराएंगे जिनमें निम्नलिखित दर्शिता 
किये जायेंगे - 


( 6 ) प्राप्तियां और संदाय , 
( ii) प्राय और व्यय , तथा 
( iii ) तुलन-पत्र । 


20. म संग्रहरणों की जो भ्यासियों के नहीं ह, अभिरक्षा प्र. र प्रशास् न.-- (1) न्यासी तब तक 
कोई वस्तु दान के रूप में या उधार स्वीकार नहीं करेंगे जब तक कि उनका यह समाधान न हो जाय कि वस्तु 
संग्रहालय में संप्रदर्शन के योग्य है । 

( 2) न्यासी, सरकार की पूर्व अनुशा के बिना , कोई ऐसी वस्तु दान के रूप में या उधार स्वीकार 
नहीं करेंगे जिसके अनुरक्षण पर ध्यय करना पड़े । 

( 3 ) संग्रहालय में संप्रदर्शन के लिए किसी वस्तु को उधार पर या कोई दान , स्वीकार करते 
समय , न्यासी ऐसे प्राप्त वस्तु की प्रकृति और दशा के बारे में लिखित रूप में अभिलेख रखेंगे । 

( 4 ) अधिनियम की धारा 14 में निर्दिष्ट संग्रहों म किसी वस्तु का प्रत्युत्पादन करने , उसकी 
नकल लेने या प्रतिकृति बनाने का अधिकार, जब तक वह संग्रह संग्रहालय में रहे , न्यासियों में निहित 
रहेगा । 

( 5 ) न्यासी ऐसे प्रारक्षणों के अध्यधीन रहते हुए जिहें वे उचित समझें, संग्रहालय के संग्रहों 
में वस्तुओं का संप्रदर्शन कर सकेंगे । 

( 6 ) सामान्य क्रम में या किसी अनवेक्षित घटना ( असे अग्निकांड, युद्ध और बाढ़ ) के कारण 
ए से संग्रह की हुई क्षति के लिए न्यासी उत्तरदायी नहीं गे और ऐसी क्षति के लिए न्यासियों के विरुद्ध 
क्षतिपूर्ति का कोई दावा नहीं होगा । 


21. समातिकम्जे का प्रस्तरण. - -- अधिनियम की धारा 7 के अधीन न्यासियों द्वारा शक्ति 
का प्रयोग , जहां कि उसका संबंध उनमें निहित किमी संग्रह में अन्तर्विष्ट किसी वस्तु की द्विप्रतिक का किसी 
संग्रहालय को उपहार के रूप में या किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय या विनिमय के तौर पर कब्जा परिदत्त 
करने से हो , केवल तभी किया जायेगा जब कि किसी ऐसे अधिवेशन में जिसमें न्यासियों की कुल संख्या के 
तीन चौथाई न्यासी उपस्थित हों और उपस्थित न्यासियों के दो तिहाई न्यासियों के बहुमत से उस प्राशय 
का संकल्प पारित किया गया हो । 


SEC. 3 (i ) ] THE GAZETTE OF INDIA: APRIL 18, 1970 /CHAITRA 28 , 1892 1369 


- 


- - . - .- - . . 


- 


- 


. 


- 


. 


- . 


. 


- 


- 


- 


- 


उपाबन्ध 


अनुसूची 


- - - 


- - 


शास्तियां अधिरोपित करने के लिए 

सक्षम प्राधिकारी और वे शास्तियां 
पदाभिधान और / नियुक्त करने जिन्हें वे अधिरोपित कर सकेगा । 
या वर्ग वाला प्राधिकारी - - -- 

प्राधिकारी शास्ति 


अपील प्राधि 
कारी 


न्यासी 


न्यासी 


सभी 


राष्ट्रपति 


वर्ग - - 1 
वर्ग - 2 
बर्ग -- 3 


प्रहपक्ष 


अध्यक्ष 


सभी 


न्यासी 


वर्ग - 4 


अवैतनिक सचिव अवैतनिक सचिव सभी 

अध्यक्ष 
निदेशक निदेशक सभी 

अवैतनिक सचिव 
[ सं० एफ० 2-1/ 61 - सी - 3 सी० ए० I 5] 


नई दिल्ली, 6 मार्च, 1970 


जी० एस० मार० 433. --- संविधान की धारा 309 के उपबन्ध द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग 
करते हुए राष्ट्रपति एतद् द्वारा राष्ट्रीय आधुनिक कला बीयी ( प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी पद ) भर्ती 
नियम 1963 को प्रागे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :--- 

1. ( 1 ) येनियम राष्ट्रीय आधुनिक कला बीथी (प्रथम एवं द्वितीय पद ) भर्ती (संशोधन ) 
नियम 1970 कहलाएंगे । 

( 2) ये नियम सरकारी राजपन में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे । 

2. राष्ट्रीय आधुनिक कला बीथी ( प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी पद ) भर्ती नियम 1963 की 
अनुसूची में 

( i) मद 1 कालम 1 में क्यूरेटर शब्द के स्थान पर निदेशक शब्द प्रतिस्थापित किया 

जाएगा ; 
( i) अनिवार्य शीर्षक के अन्तर्गत क्रमांक सं० ( iii) के स्थान पर निम्नलिखित प्रति 

___ स्थापित किया जाएगा अर्थात् : 
( iii ) आधुनिक कला के विशेष संवर्भ में भारतीय कला का पर्याप्त ज्ञान " । 

[ सं० एफ० 5 / 20/ 69-सी० ए०I ( 5) ] 

ए . एस नलवार, अवर सचिव । 


1370 


THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 18 , 1970 /CHAITRA 28 , 1892 [ PART II — 


MINISTRY OF RAILWAYS 

( Rallway Board ) 

New Delhi, the 6th April 1970 
G . S . R . 623. — In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) of sec 
tion 47 of the Indian Rallways Act, 1890 (9 of 1890 ) , the Central Government 
hereby makes the following rules further to amend the open Lines ( Railways 
in India ) General Rules , 1929, published with the notification of the Government 
of India in the late Railway Department (Rallway Board ) No . 1078 - T dated the 
9th March , 1929 , namely : 

1. ( 1) Short title and commencement — These rules may be called the Open 
Llnes (Railways in India ) Fourth Amendment, General Rules , 1970 . 

(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Omclal 
Gazette . 
2 . In Part I of the Open Lines (Railways in India ) General Rules, 1929 : 

( i) in rule 1, after clause ( 9 ) , insert the following clause namely : 
" (9A ) " competent railway servant" means any railway seryant appointed as 

such by the railway administration ," ; 
( II ) for rule 53, the following rule shall be substituted , namely : 
" 53. Duties of Station Master , - As soon as the Station Master becomes 

aware that any signal has become defective or has ceased to work 

properly , he shall 
( a ) Immediately arrange to place the signal at on if it is not already in 

that position ; 
( b ) depute competent railway servants with such hand signals and 

detonators as may be required to give signals at the foot of the 
defective signal until he is satisfied that such signal has been put 

into proper working order; 
( c ) take action in accordance with rules 54 and 56 as may be required 

for movement of trains past the defective signal; and 
( d ) report the occurrence to the railway servant responsible for the up 

keep of the signals , and if the section is controlled , the con 
troller also . 

(See also rule 78 ) " ; 
(fil ) for rule 54 , the following rule shall be substituted , namely : -- 

" 54. Defective Outer Home or Routing Signals , - 
( a ): In the event of an Outer or a Home or a Routing signal becoming de 
fective, the Station Master shall advise the station in rear and the nominated 
station in rear, save in a case where a signal post telephone or & Calling -on 
signal is provided on the defective signal, in order that the drivers of approach 
in trains may be warned of the defective signal and issued a written authority 
to pags such signal on recelpt of proceed hand signal at the foot of the defec 
Hve signal. 

( b ) The Station Master in rear as referred to in sub - rule ( a ) , on receiving the 
advice of the defective signal, shall immediately acknowledge it and advise the 
Station Master of the station where the signal has become defective, of the 
number of the first train which will be notified of the defective signal and again 
on receipt of the advice that the defective signal has been put into proper 
working order , shall advise the number of the train so notified last. 

( c ) The Station Master of the station where the signal has become defec 
tlve, shall, before authorising a train to pass the defective signal, ensure that 
the conditions for taking off the signal have been fulAlled . He shall then 
authorise the Driver to pass the defective signal at on in one of the following 
mannerg 
( 1) When the driver of an approaching train has been advised of the 

defective signal at a station in tear.- - by deputing a competent 


SEC . 3 (i) ] 


THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 18, 1970 /CHAITRA 28 , 1892 1371 


railway seryant in uniform under sub -rule (b ) of rule 53 , to give 

proceed hand signal at the foot of the defective signal to the ap 
proaching train . In such cases , the Station Master shall not give 
permission to approach to the station in rear unless the conditions 
for taking off the signal which has become defective, have been 
complied with ; or 


( 11 ) When the driver of an approaching train has not been advised of the 

defective signal at a station in rear. — by having a written authority, 
authorising the driver to pass the defective signal at on , delivered 
at the foot of the defective signal through a competent railway ser 

vant ; or 
( III) by taking off the Calling-on signal where provided ; or 
( lv ) by authorising the driver to pass the defective signal at oa over 

the signal post telephone where provided , in accordance with special 

Instructions. 
( d ) When the Home signal becomes defective the Outer shall also be deemed 
to be out of order and the procedure prescribed in gub - rules ( a ), (b ) and ( c ) 
above shall be followed . 

( e ) In the event of Home signal of an Intermediate Block Post becoming 
defective, the proceed hand signal may be dispensed with and the train 
passed in accordance with special Instructions." ; 

( Iv ) for rule 55 , the following rule shall be substituted , namely : 


" 55. Reception of trains on obstructed line. (a ) In case of reception of 
A tralo on obstructed Ine the Station Master shall 
( I) whenever possible , intimate the drlyer through the Station Master of 

the station in rear that the train is to be recelyed on an obstructed 

line; 
( ii) ensure that the signal or signals controlling the reception of the train 

are not taken off" ; and 
( iii ) ensure that all the points over which the train has to pass are correct 

ly set and the facing points locked . 
(b ) After the train has been brought to a stand at the signal concerned It 
may be recelyed on the obstructed Ine by 

( 1) authorising the driver to pass the Stop signal at on by taking off 

the Calling -on signal, where provided ; or 
(II) authorising the driver on the signal post telephone , where provided , 

to pass the Stop signal at on , in accordance with special instruc 

tions ; or 
(Hi) authorising the driver , to pass the signal or signals concerned at on , 

through a written authority to be delivered by a competent rail 

way servant who shall pilot the train past such signal or signals . 
( c ) The train shall be brought to a stand at the facing points leading to the 
reception line until hand - signalled forward by the Station Master . 

( d ) A Stop hand signal shall be exhibited at a distance of not less than 45 
metres from the point of obstruction to indicate to the driver as to where the 
train shall be brought to a stand." 
(v ) in rule 58 , in sub - rule (c ), the words " clause (c ) " shall be substituted 

by the words " sub - rule ( e ) " . 
(vi) for rule 78 , the following rule shall be substituted ,namely : 
" 78 . Duties of Driver when Outer , Home or Routing signal is on or defec 
tive. - ( ) The driver of a train shall not pass an Outer, a Home or a Routing 
signal that refers to him , when it is on or defective, unless 
( 1) he has , at a previous station , received notice in writing specifying 

that the signal is out of order and unless he also recelves a proceed 
hand signal by a railway servant in uniform at the foot of such 
signal ; or 


1372 


THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 18 , 1970 /CHAITRA 28, 1892 [PART II . 


( ii ) after coming to a stand, he is either given written authority from the 

Station Master to proceed past such signal or is authorised by a 
Calling- on signal in the ofl position or is authorised by the Station 
Master over the signal post telephone in accordance with special 

instructions. 
( b ) The driver of a train while passing an Outer, a Home or a Routing sig 
nal, when it is on or defective , shall ensure that the speed of his train does 
not exceed 16 Kms. per hour." 

[ No. 64TTV / 29 / 10 ( 51 ) .] 
C . S . PARAMESWARAN, Secy. 


MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND 

COMPANY AFFAIRS 


(Department of Internal Trade) 

New Delhi , the 7th April , 1970 . 
G . S . R . 624. - In exercise of the powers conferred by Section 10 of the Khadi 
and Village Industries Commission Act, 1956 (61 of 1956 ) , read with rules 13 & 14 
of the Khadi and village Industries Commission Rules, 1957, the Central Govern 
ment hereby appoints the President of the Orissa State Khadi and Village Indus 
tries Board as a member of the Khadi and Village Industries Board upto the 31st 
March , 1972 and directs that the following amendment shall be made in the 
notification of the Government of India in the Ministry of Industrial Development, 
Internal Trade and Company Affairs (Department of Internal Trade ) No. GSR . 
1115 , dated the 30th April, 1969 , as amended vide notification of the Government 
of India in the Ministry of Industrial Development, Internal Trade and Company 

Affairs ( Department of Internal Trade) No . GSR. 1854 dated the 25th June, 1989, 
namely : 


In the said notification, after Serial No. 50 . the following shall be added: 
" 51, President, Orissa Khadi and Village Industries Board , Bhubaneshwar." 

[ No. F .41 / 3 / 69 - KVI ( P ) .] 
P. SITARAMAN , Dy. Secy . 


मौद्योगिक विकास , आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्रालय 

( प्रौद्योगिक विकास विभाग ) 

नई दिल्ली, 7 अप्रेल , 1970 
जी० एत भार० 6 24. - खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम , 1956 ( 1956 का 
61 ) की धारा 10 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , खादी तथा ग्रामोद्योग प्रायोग 
नियम 1957 के नियम 13 और 14 के साथ केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा उड़ीसा राज्य 
खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष को 31 मार्च, 1972 की अवधि तक के लिए खादी तथा ग्रामो 
धोग बोर्ड का सदस्य नियुक्त करती है और निदेश देती है कि भारत सरकार के प्रौद्योगिक विकास , 
पान्तरिक पापार तथा समवाय कार्य मंत्रालय ( आन्तरिक व्यापारविभाग ) की अधिसूचना सं० जी० 
एस० पार 1115, दिनांक 30 अप्रैल , 1969, जिसे भारत सरकार के प्रौद्योगिक विकास, 
आन्तरिक यापार तथा समवाय -कार्य मंत्रालय ( प्रान्तरिक व्यापार विभाग ) की अधिसूचना सं० 


SEC. 360 ] THE GAZETTE OF INDIA: APRIL 18, 1970 / CHAITRA 28 , 1892 1373 

. . - . 
जी एस०, पार 165 4, दिनाक 25 जून, 1969 के द्वारा सम्बोधित किया गया ,में निम्नलिखित 
संशोधन किया आयेगा ; अर्थात् : - - 


उपरिलिखित अधिसूचना में क्रम सं० 50 के पश्चात् निम्नलिखित की शामिल किया जायेगा : 
" 51, अध्यक्ष, उड़ीसा खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड , भवनेश्वर । " 

[ सं० एफ० 41/ 3/ 69- के०वी० आई० ( पी० ) ] 


पी० सीतारमन् , उप सचिव , 


DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS 

( Posts and Telegraphs Board ) 

New Delhi, the 25th March , 1970 
G . S. R . 625. -- In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 
of the Constitution , the President hereby makes the following rules further to 
amend the Indian Posts and Telegraphs (Selection Grade Posts ) Recruitment Rules, 
1962, namely : 

1. ( 1 ) These rules may be called the Indian Posts and Telegraphs ( Selection 
Grade Posts ) Recruitment (Amendment) Rules, 1970 . 

(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official 
Gazette . 

2. In the Posts and relegraphs (Selection Grade Posts ) Recruitment Rules , 
1962, after rule 4 , the following rule shall be inserted, narmely : 
" 5. Power to relax . - Where the Central Government is of opinion that it is 

necessary or expedient so to do, It may , by order , and for reasons to 
be recorded in writing , relax any of the provisions of these rules with 
respect to any class or category of persons." 

[ No. 35 / 1 / 70- SPB.II . ] 

R . RAJAGOPALAN , 
Asstt . Director - General ( SPN) . 


संचार विभाग 

( गक -सार बोर्ड ) 
महतार मानिवेशक का कार्यालय 

नई दिल्ली दिनांक 25 मार्च, 1970 
जी० एम० आर० 625 . - - संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति भारतीय डाक - तार ( सलेक्शन ग्रेड पद ) भर्ती नियमावली , 1962 में 
और पागे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं यथा : 
1. ( 1 ) ये नियम भारतीय डाक-तार ( सलेक्शन ग्रेड पद ) भर्ती ( संशोधन ) नियमावलि 

____ 1970 कहे जाएंगे । 
( 2) सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से ये नियम लागू होंगे । 


1374 


THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 18 , 1970 / CHAITRA 28, 1892 [PART II 


2. 974 -277 ( 741 T 4 ) at fryATAFA , 1962 # FITH 4 ar farifafaa 
नियम को जोड़ दिया जाएगा , यथा : 


" 5 " घट देने की शक्ति : - - जहां केन्द्रीय सरकार का यह विचार हो कि ऐसा करना आवश्यक या 
समीचीन हो तो वह इसके कारण लिखित रूप में दे कर प्रादेश द्वारा किसी भी श्रेणी या वर्ग के व्यक्तियों 
के संबंध में इन नियमों के प्रावधानों में ढील दे सकती हैं । " 


[[ TO 35 /1/70-28 4 oft II ] 

पार० राजगोपालन , 
सहायक महानिदेशक (एस०पी०एन० ) 


( P & T BOARD ) 

New Delhi, the 6th April , 1970 
G . S . R . 626 . — In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) of Sec 
tion 36 of the Indian Electricity Act, 1910 ( 9 of 1910 ) , the Central Government 
hereby appoints Shri P . S . Endlaw of the Posts & Telegraphs Department to be 
Electrical Inspector and makes the following amendments in the Notification of 
the Government of India in the Ministry of Transport and Communications 
(Department of Communications and Civil Aviation Posts & Telegraphs Board ) 
No. G .S .R . 495 dated the 28th March , 1961, namely : 

In the sald notification , for item 5 , as amended vide Notification of the Goy 
ernment of India in the Ministry of Transport and Communications (Depart 
ment of Communications and Civil Aviation - P & T Board ) No. GSR 1056 dated 
the 18th August, 1961, the following item and entry relating thereto shall be 
substituted , namely : 
Oficer 

Area 
5 . Shri P . S . Endlaw , Dy . General 

Madras Telephone 
Manager Telephones, Madras , 

District. 
[ No. 303 / 1 /70 - STA - II ). 

K . BHARATHAN , 
Asstt . Director General ( P & T ) . 


- 


MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT 

( Transport Wing ) 

New Delhi, the 7th April, 1970 . 
G . S . R . 627. - In exercise of the powers conferred by section ( 1 ) of section 
3 of the Major Port Trusts Act, 1963 ( 38 of 1963 ) , the Central Government 
hereby appoints with immediate effect the Chairman , Marine Products Export 
Promotion Council, Coshin as a trustee representing the export trade in marine 
products , on the Board of Trustees for the Port of Cochin , 

[No. 6 - PG (37 ) /89 - 1.) 


G . S . R . 628 .- - In exercise of the powerg conferred by gub - section ( 1 ) of sec 
tlon 12 of the Major Port Trusts Act, 1983 ( 38 of 1963), the Cen 
tral Government, having been satisfied that the Corporation of Cochio have fall 
ed for reasons beyond their control to elect a representative trustee on the 
Board of Trustees for the Port of Cochin under clause (d ) of sub - section ( 1 ) 


Sec . 3(i) ] THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 18 , 1970 /CHAITRA 28, 1892 


1375 


of section 3 of the said Act within the period specified theretor in sub - sectio 
( 1 ) of section 10 of the said Act, hereby directs that the election shall be held 
on or before the 10th May , 1970 . 

[ No. F . 8 - PG ( 37) / 69 - 11. J. 
K . L . GUPTA , Under Secy . 


New Delhi, the 8th April, 1970 . 
G . S . R . 629. - In exercise of the powers conferred by clause (c ) of sub - section 
( 1 ), and by sub - section ( 2 ) of section 3 read with sections 11 and 13 of the Major 
Port Trusts Act, 1963 ( 38 of 1963 ) , the Central Government hereby appoints Shri 
G . D . Bhadkamkar and Shri K . A . Khan as Trustees representing labour on the 
Board of Trustees for the Port of Mormugao for the period upto the 31st March , 
1972 and notifles the same as required by sub - section (6 ) of the said section 3 . 

[No. 7- PG (28 ) / 69. ] 


G . S . R . 630 . — The following draft of certain rules further to amend the Calcutta 
Port Rules , published with the notification of the Government of India in the 
late War Transport Department No. 9 - P ( 19 ) / 42, dated the 3rd December , 
1943, which the Central Government proposes to make, in exercise of the 
powers conferred by sub - section ( 1 ) of section 6 of the Indian Ports Act , 1908 
( 15 of 1908 ) is hereby published , as required by sub - section ( 2 ) of the said sec 
tion , for the information of all persons likely to be affected thereby , and notice 
is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the 
20th May, 1970 . 


2 . Any objections or suggestions which may be received from any person with 
respect to the said draft before the date so specified will be considered by the 
Central Government. 


Draft Rules 


1. These rules may be called the Calcutta Port (Amendment) Rules, 1970 . 

2 . In the Calcutta Port Rules, for rule 104 , the following rule shall be substi 
tuted , namely : 
“ 104 . ( 1 ) No case oll vessel shall discharge under the foregoing rules 

any petroleum Into a lighter unless such lighter is capable of being 
cleared and unloaded into a storage shed at Budge Budge betweer 

sunrise and sunset: 
Provided that every such lighter shall be duly licensed for this purpose by 

the Commissioners Boat Surveyor . 
Provided further that no lighter loaded with petroleum shall be detained 

Overnight at Budge Budge unless specific permission in writing to 
that effect is first had and obtained from the Director, Marine De 

partment. 
( 2 ) The provisions of this rule shall also apply in relation to all Irfam 

mable cargo with or without liquid hydro - carbon ." 


[No. - PG (17 ) / 70.) 


G . S . R . 631 . - In exercise of the powers conferred by clause ( c ) of sub - sec 
tion A of the Major Port Trusts Act, 1963 ( 38 of 1963 ) , the Cen 
the Major Port Trusts Act , 1963 ( 38 of 1963 ) , the Central Government hereby 
appoints Shri Arunkant Shah and Shri N . R . Ayachi as Trustees representing 
labour on the Board of Trustees for the Port of Kandla for the period upto the 31st 
March , 1972 and notifies the same as required by sub - section ( 0 ) of the said 
section 3 . 

No. F . 2 - PG ( 66 ) / 69. ] 


1376 THE GAZETTE OF INDIA: APRIL 18, 1970 / CHAITRA 28, 1892 [ PART II 


MINISTRY OF FOOD , AGRICULTURE , COMMUNITY DEVELOPMENT AND 

CO -OPERATION 

(Department of Food ) 

New Delhi, the 4th April 1970 
G . S . R . 632 . — In pursuance of clause ( g ) of sub -section ( 1 ) of section 7 of the 
Warehousing Corporations Act , 1962 ( 58 of 1962 ) , the Central Government hereby 
reappoints Shri M . C . Sharma as managing director of the Central Warehousing 
Corporation established the said Act, with effect from the 4th March , 1970 . 

[ No. F.28- 32 / 84- SG. II .] 
___ EVAKI NANDAN GOYAL, Under Secy. 
खान, कृषि, सामुदायिक विकास र सहकारिता मंत्रालय 

( खाद विभाग ) 

नई दिल्ली , 4 अप्रैल , 1970 
सा० का०नि० 832. - भाण्डागार निगम अधिनियम , 1962 ( 1962 का 58 ) 
की धारा 7 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( छ ) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री 
म० चं० शर्मा को उक्त अधिनियम के अधीन स्थापित केन्द्रीय भाण्डागार निगम के प्रबन्ध निदेशक के 
रूप में 4 मार्च 1970 से पुनः नियुक्त करती है । 

[सं० फा० 26- 32/ 64- एस जी - II] 
देवकी नन्दन गोयल, अवर सचिव । 


( खाच विभाग ) 

मावेश 

नई दिल्ली , 24 जनवरी, 1970 
सा० का०नि० 157.- आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 ( 1955 का 10) की धारा 3 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, मध्य प्रदेश चावल उपाप्ति ( उद्ग्रहण ) 
आदेश 1960 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित आदेश बनाती है अर्थात् :- - 
1. (1 ) यह प्रादेश मध्य प्रदेश चावल उपाप्ति ( उद्ग्रहण ) संशोधन प्रादेश , 1970 कहा 

जा सकेगा । 
( 2 ) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा । 

2. मध्य प्रदेश चावल उपाप्ति ( उद्ग्रहण ) आदेश, 1960 में , खंड 3 में , उप- खंड ( 1 ) के 
मद ( ख ) में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ दिया जाएगा, अर्थात् : 

"परन्तु मव ( ख ) की कोई बात व्यक्तिगत उपभोग के लिए 

(1) किसी किसान के, उसके द्वारा उपजाए गए धान के स्टाक में से, या 

( 11 ) किसी कृषि श्रमिक के , उसके द्वारा मादूरी के रूप में उपार्जित धान के स्टाक में से 
अभिप्राप्त चावल पर निम्नलिखित शर्तों पर लागु नहीं होगी : 
( क ) कि वहएक बार में और एक मास में तीन क्विंटल धान से अधिक की कुटाई नहीं 

करेगा, और 


Sec. 3 (1) ] THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 18, 1970 / CHAITRA 28, 1892 137 


ZETTE 


VI 


APR 


( ख ) कि वह जहां निवास करता है वहां के ग्राम पंचायत के सरपंच या नगरपालिका 

बोड / समिति के बार्ड के सदस्य से इसके लिए प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि कूटा जाने 
बाला धान उसके व्यक्तिगत उपभोग के लिए अपेक्षित है । 


[HO 206 ( 050 ) ( 1 ) 1 / 5 /69- 6 ro II 


W TO TAK , 34 - 


T ! 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 

New Delhi, the 31st March 1970 
G . S . R . 633. - In exercise of the powers conferred by the proviso to clause ( 3 ) 
of Article 320 of the Constitution , the President hereby makes the following regula 
tions further to amend the Union Public Service Commission (Exemption from 
Consultation ) Regulations, 1958 namely : 

1. ( 1 ) These regulations may be called the Union Public Service Commission 
( Exemption from Consultation ) Amendment Regulations, 1970 . 

(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official 
Gazette . 

2 . In the Schedule to the Union Public Service Commission (Exemption from . 
Consultation ) Regulations, 1958 , -- 
(a ) for item numbers (8 ) and (9 ) , the following items shall be substituted , 

namely 
" ( 8 ) Judicial Commissioners , Additional Judicial Commissioners , District 

Judges , Sessions Judges, Additional District Judges and Additional 

Sessions Judges in Union Territories . 
( 9 ) All civil and criminal judicial posts in Union Territories under the 

control of a High Court or a Court of Judicial Commissioner , other 

than those included In item ( 8 ) " ; 
( b ) for item (11 ), the following item shall be substituted , namely : 
" (11) Save as otherwise expressly provided in the relevant recruitment 

rules or orders governing recruitment thereto , any service or posts 
concerned with the administration of the North East Frontier 
Agency ." 

[No. 18 / 7 / 68 - Estt ( D ). ] 
HARISH CHANDRA , Under Secy . 


New Delhi, the 3rd April 1970 
G . S . R . 684 . - In exercise of the powers conferred by section 44 of the Arms Act, 
1959 (54 of 1959), the Central Government hereby makes the following rules 
further to amend the Arms Rules, 1962, namely : 

1. ( 1 ) These rules may be called the Arms ( Amendment) Rules, 1970. 

( 2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official 
Gazette . 

2 . In the Arms Rules, 1962, in rule 52 , for the second proviso to suo- rule ( 2 ) . 
the following proviso shall be substituted , namely : 
" Provided further that , 
(1) where the licensing authority is the State Government, the licensee 

residing at any place within the State in which the licence was issued 


1378 


THE GAZETTE OF INDIA: APRIL 18, 1970 / CHAITRA 28, 1892 [ PART II .. 


may produce the licence or the arms or both for inspection before the . 
State Government or any authority which the State Government may , 

by a general or special order specify in this behalf; 
(ii ) where the licensing authority is the State Government, the licensee may , 

if he changes his place of residence from one State to another State , 
produce the licence or arms or both for inspection before the Govern 
ment of the second mentioned State or any authority which that 

Government may , by a general or special order, specify in this behalf ; 
( iii) where the licensing authority is other than the State Government, the 

licensee may, if he changes his place of residence, produce the licence 
or arms or both for inspection before the licensing authority of the 
place of his new residence to which the licensee may have shifted 

after the grant of licence 
within the period so specificd or extended and the authority other than the 
licensing authority who inspected the arms as well as the licensee shall intimate 
the fact of such inspection to the Authority who issued the licence." 

[ No . F . 21 / 38 / 87 - P.IV - GPA- II. ] 
C . B. BUDGUJAR. Under Secy . 


गह मंत्रालय 

नई दिल्ली, 3 अप्रेल, 1970 
सा० फा० नि0634. - पायुध अधिनियम , 1950 ( 1959 का 54 ) की धारा 44द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार पायध नियम 1962 में और आगे संशोधन करने के 
लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती हैं , अर्थात् : - - 

1. ( 1 ) ये नियम प्रायुध (संशोधन ) नियम , 1970 कहे जा सकेंगे । 

( 2 ) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 


2. प्रायुध नियम 1962 में नियम 52 में उप -नियम ( 2 ) के द्वितीय परन्तुक के स्थान पर 
निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात् : 

"परन्तुक यह और कि 
( i ) जहां अनुज्ञापन प्राधिकारी राज्य सरकार है, वहां उस राज्य के ; जिसमें अनु 

ज्ञप्ति जारी की गई थी , भीतर किसी भी स्थान में निवास करने वाला अनुज्ञप्ति 
धारी अनशप्ति या प्रायुध या दोनों को राज्य सरकार या किसी ऐसे प्राधिकारी 
के समक्ष जिसे राज्य सरकार , साधारण या विशेष प्रादेश द्वारा इस निमित्त 
विनिर्दिष्क करे निरीक्षण के लिए पेश कर सकेगा ; 


(ii ) जहां अनुज्ञापन प्राधिकारी राज्य सरकार है वहां अनुज्ञप्तिधारी यदि वह 

अपना निवास स्थान एक राज्य से दूसरे राज्य में बदल लेता है तो अनुज्ञप्ति या 
प्रायुध या दोनों को पश्चात् कथित राज्य की सरकार या किसी ऐसे प्राधिकारी 
के समक्ष जिसे वह सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त 
विनिर्दिष्ट करे , निरीक्षण के लिए पेश कर सकेगा ; 


( iii) जहां अनुज्ञापन प्राधिकारी राज्य सरकार से भिन्न है वहाँ अनुज्ञप्तिधारी 

यदि वह अपने निवास स्थान को बदलता है तो अनुज्ञप्ति या प्रायुध या दोनों 


SEC. 3 (1) ] THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 18, 1970 / CHAITRA 28, 1892 1379 


को अपने उस नए निवास स्थान के जहां वह अनुज्ञप्ति के अनुदत्त किए जाने 

के पश्चात् बदल कर चला गया हो , 
अनुज्ञापन प्राधिकारी के समक्ष ऐसे विनिर्दिष्ट या बढ़ाई गई कानायधि के भीतरनिरीक्षण के लिए पेश 
कर सकेगा और अनुज्ञापन प्राधिकारी में भिन्न प्राधिकारी , जिसने आयुधों का निरीक्षण किया है और 
अनुज्ञप्तिधारी भी ऐसे निरीक्षण के तथ्य को उस प्राधिकारी को प्रशापित करेगा जिसने अनुज्ञप्ति जारी 
#fit off , 


[FO 4T 21/38/67–4o 4 - torto go II ] 

च० भ० बडगूजर , अवर सचित्र । 


New Delhi, the 3rd April 1970 
G . S . R . 635 . In pursuance of sub -rule ( 2 ) of rule 4 of the Indian Police Service 
(Cadre ) Rules, 1954 , the Central Government in consultation with the Government 
of Andhra Pradesh have revised the Strength and composition of the Indian 
Police Service cadre of Andhra Pradesh and hereby direct that in the Schedule 
to the Indian Police Service ( Fixation of cadre Strength ) Regulations, 1955, for 
the entries relating to " ANDHRA PRADESH " , the following shall be substituted , 
as under : 

(i) The amendment shall come into force with effect from the date of its 
publication in the Gazette of India . 

( ii ) These Regulations may be called the Indian Police Service ( Fixation of 
Cadre Strength ) Second Amendment Regulations, 1970 . 

Amendment to the Fixation of Cadre Strength : 
1. Senior posts under State Government 

Inspector General of Police 
Director, Anti - Corruption Bureau (Addl. IGP ) 
Special Officer , Home Guards and Welfare 
Deputy Inspector General of Police (Adm .) 
Commissioner of Police 
Deputy Inspectors General of Police (Ranges ) 

Deputy Inspector General of Police , Railways and C . I. D . 
Assistant Inspector General of Police 

Commandant, S . A . R . C . P . L . Amberpet, Hyderabad 
Superintendents of Police (Districts ) 
Superintendents of Police (Railways) 
Superintendent of Police, Special Branch , CID 
Superintendent of Police , Crime Branch , CID 
Superintendent of Police , Special Intelligence Unit , C . I. D . 
Joint Director, Anti- corruption Bureau 
Principal, Police Training College 
Deputy Commissioners of Police (Law and Order , City , 

Crimes City ; S . B . City ; Traffic & Licensing City 

Armed Police ) 
Additional Superintendents of police in the S . B ., CID , 

C . B ., CID and in the districts of Visakhapatnam South , 
East Godavari, Guntur and Kurnool 


2 . Central Deputation Reserve @ 40 per cent of 1 above 


1380 


THE GAZETTE OF INDIA: APRIL 18, 1970/ CHAITRA 28 , 1892 [ PART II --- 


3. Posts to be filled by promotion & Selection under Rule 8 

of the IPS (Recruitment) Rules, 1954 @ 25 per cent of 

1 and 2 above 
4. Posts to be filled by Direct Recruitment 1 and 2 minus 

3 above 
5. Deputation Reserve @ 20 per cent of 4 above 
6. Leave Reserve @ 5 per cent of 4 above 
7. Junior posts @ 20. 80 per cent of 4 above 
8. Training Reserve @ 10.59 per cent of 4 above 

Direct Recruitment posts 
Promotion posts 
Total Authorised Strength 

101 
[ No. 11 /18/ 69- AIS (I) -( A ). 


नई दिल्ली 3 अप्रैल 1970 
सा० का०नि० 6 35: – भारतीय पुलिस सेवा ( संवर्ग ) नियम 1954 के नियम 4 के 
उप -नियम ( 2 ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार ने प्रान्ध्र प्रदेश सरकार के परामर्श से भारतीय पुलिस 
सेवा के प्रान्ध्र प्रदेश संवर्ग की संख्या और संरचना को परिशोधित किया है और यह एतद्वारा निदेश 
देती है कि भारतीय पुलिस सेवा ( संवर्ग संख्या नियतन ) विनियम , 1955 की अनसूची में " प्रान्ध्र 
प्रदेश " से संबंधित प्रविष्टियों की जगह निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जायेंगी अर्थात : 

( 1) यह संशोधन भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होगा । 
( 1 ) इन विनियमों को भारतीय पुलिस सेवा ( संवर्ग संख्या नियतन ) -- द्वितीय संशोधन 
विनियम 1970 कहा जा सकेगा । 

संवर्ग संख्या नियतन म संशोधन 
1. राज्य सरकार के अधीन वरिष्ठ पद 

पुलिस महानिरीक्षक 
निदेशक भ्रष्टाचार निरोध व्यूरो ( अपर पुलिस महानिरीक्षक ) . 
विशेष अधिकारी, होमगार्ड और कल्याण 
पुलिस उप -महानिरीक्षक (प्रशास 
पुलिस आयुक्त . 
पुलिस उप - महानिरीक्षक (रेंज ) 
पुलिस उप -महानिरीक्षक रेलवे तथा सी० आई० डी० 
पुलिस सहायक महानिरीक्षक . 
कमांडेंट , एस० ए० प्रार०सी० पी० एल० अम्बरपेट, हैदराबाद 
पुलिस अधीक्षक (जिला ) . . . . 
पुलिस अधीक्षक ( रेलवे) . 
पुलिस अधीक्षक,विशेष शाखा सी० आई०डी० . . 
पुलिस अधीक्षक ,विशेष खुफिया एकक सी० आई० डी० 
संयुक्त निदेशक , भ्रष्टाचार-निरोधव्यूरो 


SEC. 3 (1) ] THE GAZETTE OF INDIA: APRIL 18, 1970/CHAITRA 28 , 1892 1381 


प्रिंसिपल , पुलिस प्रशिक्षण कालेज 
पुलिस उपायुक्त ( नगरों में विधि तथा व्यवस्था , नगरों में अपराध, एस० वी० सिटी , 
यातायात व लाइसेंस , नगर सशस्त्र पुलिस ) . 
सी० आई० डी०, सी० बी०सी० आई० डी० तथा विसाखापटनम दक्षिण पूर्व गोदावरी, 
तथा कुरनूल जिलों के अपर पुलिस अधीक्षक 


2 . केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व उपर्युक्त 1 के 40 प्र० श० के हिसाब से 


3. भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती ) नियम , 1954 के नियम 8 के अधीन पदोन्नति और 

प्रवरण द्वारा भरे जाने वाले पद उपर्युक्त 1 और 2 के 25 प्र० श के हिसाब से . 
4. सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद उपर्युक्त 1 और 2 में से 3 घकाकर . 
5. प्रतिनियुक्ति रिजर्व उपर्युक्त 4 के 5 प्र० श के हिसाब से . 
6. छुट्टीरिजर्व उपर्युक्त 4 के 5 प्र० श० के हिसाब से 
7. कनिष्ठ पद उपयुक्त 4 के 20 - 60 प्र० श० के हिसाब से . . 
8. प्रशिक्षण रिज़र्व उपर्युक्त 4 के 10 59प्र०श के हिसाब से 


•••• 


सीधी भर्ती पद 
पदोन्नति पद 


•• 


कुल प्राधिकृत संख्या . 


101 


[ सं० 11/ 18/69-ए आई एस ( 1 ) -क ] 


New Delhi, the 4th April 1970 
G . S . R . 636 . - - In pursuance of rule 11 of the Indian Police Service (Pay ) Rules , 
1954 , the Central Government in consultation with the Government of Andhra 
Pradesh , hereby makes the following amendments to Schedule III appended to 
the said rules : 


2. The amendments may be called the Fourth Amendment of 1970 to the Indian 
Police Service ( Pay ) Rules, 1954. 

3. These amendments shall come into force from the date of their publication 
In the Oficial Gazette . 

Amendment to IPS ( Pav ) Schedule 
4 . In the said Schedule III, under the heading " A - Posts carrying pay above 
the time scale pay in the Indian Police Service under the State Governments 
against Andhra Pradesh , 

(1) the following entry may be deleted : 

( 1 ) Additional Inspector General of Police , Hyderabad, 
( 11 ) the following entry may be added : 

Deputy Inspector General of Police, Railways & C.I. D. - Rs. 1,800 - 100 - - 2,000. 


1382 THE GAZETTE OF INDIA: APRIL 18, 1970 / CHAITRA 28, 1892 [ PART II 


(lli ) For entry : 

Director Anti - Corruption Bureau - Rs. 1,600 - 100 - 1,800. 
the following entry may be substituted : 

Director Anti -Corruption Bureau ( Additional I.G . P .) - Rs. 2 ,000 — 125 — 2 ,250. 
5 . Under the heading " B -Posts carrying pay in the senior time- scale of the 
Indian Police Service under the State Governments, including posts carrying 
special pay in addition to pay in the time scale " against Andhra Pradesh , the 
following entries may be added, namely : 
(1) Additional Superintendents of Police in the S .B ., C .I. D ., C .B ., C .I.D . 

and in the districts of Visakhapatnam South East Godavari, Guntur 

and Kurnool. 
( ii ) for entry , 
Superintendent of Police, Headquarters, CPL Amberpet allas Com 

__ mandant, Special Armed Reserve , City Police. 
the following entry may be substituted . 
Commandant, S . A. R., C . P. L., Amberpet, Hyderabad . 

[ No . 11 /18/ 88 - AIS ( I ) - B. ] 
नई दिल्ली , 4 अप्रैल 


सा० का०नि०1636 : - भारतीय पुलिस सेवा ( वेतन ) नियम 1954 के नियम 11 के 
प्रसरण में केन्द्रीय सरकार प्रान्ध्र प्रदेश सरकार के परामर्श से उक्त नियम के साथ संलग्न अनुसूची 
IIT में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :- - 

2. इन संशोधनों को भारतीय पुलिस सेवा ( वेतन ) नियम , 1954 का चौथा संशोधन, 1970 
कहा जा सकेगा । 

3. ये संशोधन सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे । 


भारतीय पुलिस सेवा ( वेतन ) अनुसूची में संशोधन 


4 . उक्त अनुसूची III में आन्ध्र प्रदेश के सामने " क - राज्य सरकारों के अधीन भारतीय पुलिस 
सेवा में समय-मान-वेतन से अधिक वेतन वाले पद " शीर्षक के अन्तर्गत ( 1 )निम्नलिखित प्रविष्टि हटा 
दी जाए : - - 

(i) अपर पुलिस महानिरीक्षक , हैदराबाद 
( i) निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ दी जाए : --- 

( 1 ) उप पुलिस महानिरीक्षक 

रेलवे तथा सी० प्राई० डी० 1, 600 - 100 - 2, 000 रु० 
(iii ) निम्नलिखित प्रविष्टि की जगह : 

(1 ) निदेशक , भ्रष्टाचार निरोध व्यूरों 1, 600 - 100 - 1, 800 रु० 


निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाए : 

( 1 ) निदेशक, भ्रष्टाचार-निरोध ब्यूरो 

( अपर पुलिस महानिरीक्षक ) 2,000- 125 - 2, 250 रु० 


SEC. 3( 1) ] THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 18, 1970 / CHAITRA 28, 1892 1383 
- - - - - - - - - - - - - - 

5. आन्ध्र प्रदेश के सामने " ख - राज्य सरकारों के अधीन भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ 
समय -मान के वेतन वाले पद , जिनमें समय -मान के वेतन के अतिरिक्त विशेष वेतन वाले पद भी शामिल 
हैं " शीर्षक के अन्तर्गत निश्नलिखित प्रविष्टियां जोड़ दी आएं : 


एस० बी०, सी० आई० डी०, सी० बी , सी० आई० डी० तथा विशाखापटनम , दक्षिण- पू. 

___ गोदावरी, गुन्तूर तथा कुरनूल जिलों के अपर पुलिस अधीक्षक 


( ii ) निम्नलिखित प्रविष्टि के स्थान पर : - - 


पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय , सी० पी० एल० अम्बरसेट उर्फ कमांडेन्ड विशेष सशस्त्र रिजर्व 

नगर पुलिस । 
निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाए : 
कमांडेन्ट, एस० ए० आर०, सी० पी० एल०, अम्बरपेट, हैदराबाद । 

[ सं 11/18/ 60-प्र० भा० से० ( 1)- ख ] 


G .S . R . 637. - In pursuance of rule 11 of the Indian Administrative Service 
( Pay ) Rules , 1954 the Central Government hereby makes the following armend 
ments in Schedule III appended to the said Rules. 

1. (i ) These amendments may be called the Third Amendment of 1970 to the 
Indian Administrative Service ( Pay ) Rules, 1954 . 

(ii ) They shall come into force from 1st September , 1969 except item No. (11 ) 
which would come into force from 3rd February , 1970. 

AMENDMENT TO SCHEDULE III - C TO THE IAS (PAY ) RULES, 1954 

2 . In the said Schedule III under the heading C - Posts carrying pay above the 
time- scale or special pay in addition to pay in the time- scale under the Central 
Government when held by members of the Service , against Home Affairs , for 
entry : 


Superintendent of Census Opera- Senior Scale 

• Rs. 300 / - as special Pay sub 
tions in States. 

jcct to the condition that 
pay plus pl. pay docs 

not exceed Rs. 2 , 000 / 
Superiorendent of Census Opera - Junior Scale 

Rs. 200/ - as special pay . 
tions , Himachal Pradesh , Delhi 
Andaman and Nicobar Is - Senior Scale . 

lands and NEFA . 
Superintendent of Census Opera - Tunior or Scale Rs. 150/- as speciel pay . 

tions in other Union Terri Senior Scale . 
tories/ Administrations . 

the following entries shall be substituted ; - 
(i) Director of Census Opera- Senior Scale . 

Rs. 300 /- as special pay sub 
tions and ex - officio Superin 

ject to the condition that 
tendent of Cengus Opera - 

pay plus special pay does 
tions in States . 

not exceed Rs. 2 , 000 / 


Scale . 


(ii) Director of Census Opera- Senlor 

tions and Ex - Oficio Super 
intendent ofCensus Opera 
tions Himachal Pradesh, 


Rs . 300 / - as special pay subject 

to the condition that pay 
plus special pay does not 
exceed Rs . 2, 000/ 


1384 THE GAZETTE OF INDIA: APRIL 18, 1970 / CHAITRA 28, 1892 [ PART II . 


Rs. 


200/ - as special pay. 


(iii ) Director of Census Opera - 

tions and ex - officio Superin 
tendent of Census Opera - 
tions , Delhi, Andaman 
Nicobar Islands and 
NEFA. 


Junior Scale 

or 
Senior Scale 


Rs. 150/- as _ spectal pay. 


(iv) Director ot Sensus Opera - Junior Scale 
tions and cx - officio Super 

or 
intendent of Census Opera - Senior Scale 
tions in Other Union 
Territories /Adminiştrations. 


( No.1/ 104/ 69 - AIS (II) ] 
B. NARASIMHAN, Under Secy. 


सा० सी०नि० सं० 637.- भारतीय प्रशासन सेवा ( वेतन ) नियम , 1954 के नियम 11 
के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार उक्त नियमों के साथ संलग्न अनुसूची ( ii ) में एतद्वारा निम्नलिखित 
संशोधन करती है । 


___ 1. (i ) इन संशोधनों को भारतीय प्रशासन सेवा ( वेतन ) नियम, 1954 के 1970 का 
तीसरासंशोधन कहा जा सकेगा । 


(ii ) मद सं० ( ii) के अलावा जो 3 - 2- 1970 से लागू होगी, ये संशोधन पहली सितम्बर , 
1969 से लागू होंगे । 


भारसी । प्रशासन सेवा ( वेतन ) नियम, 1954 की अनुसूची III - ग में संशोधन 


2. केन्द्रीय सरकार के अधीन जिन पदों पर सेवा के सदस्य नियुक्त हो उनके समय वेतनमान 
के अतिरिक्त मिलने वाले विशेष वेतन के अथवा उससे अधिक समय - वेतन -मान वाले पद- ग शीर्ष के 
अधीन उक्त अनुसची III में गह मंत्रालय के सामने की निम्नलिखित प्रविष्टि की जगह : 


वेतन -मान 


राज्यों में जनगणना परिचालन वरिष्ठ 

के अधीक्षक । 


300 रु० विशेष वेतन के रुप में इस 

शर्त पर कि वेतन और विशेष वेतन 
जोड़ने पर 2, 000 से अधिक 
न हो । 


हिमाचल प्रदेश , दिल्ली , अंडमान और कनिष्ठ वेतन -मान 200 रु० विशेष वेतन के रुप में । 

निकोबार द्वीप समूह और नेफा में या 
जनगणना परिचालन के अधीक्षक । वरिष्ठ वेतन -मान 


SEC. 3 (1) ] THE GAZETTE OF INDIA: APRIL 18, 1970 / CHAITRA 28, 1892 1385. 


- - 


- 


- 


अन्य संघ शासित क्षेत्रों प्रशासनों में कनिष्ठ वेतन-मान 150 रु० विशेष वेतन के रुप में । 
जनगणना परिचालन के अधीक्षक । 

बरिष्ठ वेतन-नान 
निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी : 


( i ) निदेशक जनगणना परिचालन 

और राज्यों में जनगणना परि 
चालन के पदेन अधीक्षक । 


300 रु० विशेष वेतन के रुप में इस 

शर्त पर कि वेतन और विशेष वेतन 
का जोड़ 2, 000 रु० से अधिक 
न हो । 


( ii ) निदेशक जनगणना परिचालन वरिष्ठ वेतन -मान 300 रु० विशेष वेतन के रुप में इस 
और हिमाचल प्रदेश के जन 

शर्त पर कि वेतन और विशेष 
गणना परिचालन के पदेन अधीक्षक । 

वेतन का जोड़ 2, 000 
रु० से अधिक न हो । 


( iii ) निदेशक जनगणना परिचालन कनिष्ठ वेतन -मान 200 रु० विशेष वेतन के रुप में । 

और दिल्ली अंडमान और निको - या 
बार द्वीपसमूह और नेफा के जन - वरिष्ठ वेतन -मान 
गणना परिचालन के पदेन 

अधीक्षक । 
( iv ) निदेशक जनगणना परिचालन कनिष्ठ वेतन -मान | 150 रु० विशेष वेतन के रुप में । 

और अन्य संघ शासित क्षेत्रों या 
प्रशासनों में जनगणना परिचालन वरिष्ठ वेतन-मान 
के पदेन अधीक्षक । 

सं 1/104 / 69 -अ० भा० से ० ( 2 )] 

बी० नरसिंहन , अवर सचिव । 


New Delhi , the 6th April 1970 
G . S . R. 638. In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 
and claruse ( 5 ) of article 148 of the Constitution, and after consultation with the 
Comptroller and Auditor -General of India in relation to persons serving in the 
Indian Audit and Accounts Department, the President hereby makes the follow 
ing rules further to amend the Released Emergency Commissioned Officers and 
Short Service Commissioned Officers ( Reservation of Vacancies ) Rules , 1967 , 
namely : 

1 . ( 1 ) These rules may be called the Released Emergency Commissioned Om 
cers and Short Service Commissioned Officers (Reservation of Vacancies , Amend 
ment Rules, 1970 . 

( 2 ) They shall be deemed to have come into force on the 1st March , 1969. 

2 . In the Released Emergency Commissioned Officers and Short Service Com 
missioner Officers ( Reservation of Vacancies ) Rules , 1967 , for sub- rule ( 1 ) of rule 
6 , the following sub - rule shall be substituted , namely : 
" ( 1 ) The vacancies reserved for the Emergency Commissioned Olcers and 

Short Service Commissioned Officers of the Armed Forces of the 
Union under sub - rule ( 1 ) and sub - rule ( 1A ) of rule 4 shall be Alled 


1386 


THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 18, 1970 / CHAITRA 28, 1892 [PART II — 


- 


- 


- 


. 


. .. 


. . 


by selection of eligible Emergency Commissioned OMicers and Short 
Service Commissioned Officers on the basis of their record of military 
service, performance at a written examination , test and interview 
or any of them , as may be prescribed by the Central Government 
in consultation with the Commission ." 


Explanatory Memorandum 
Explanatory Memorandum to the Released Emergency Commissioned Officers 
and Short Service Commissioned Officers (Reservation of Vacancies ) Amendment 
Rules, 1970. 

The underlying intention of giving effect to this amendment particularly from 
1st March, 1969, is to safeguard the interests of the released Emergency Commis 
sioned and Short Service Commissioned Officers who might have taken the Steno 
graphers ( Released EC / SSC Officers and Ex -Servicemen ) Examination , 1969 , 
which was notified by the Commission on 1st March , 1969. The retrospective 
effect shall not prejudicially affect the right of any other person , 


[ No. 9 / 11 / 69 - Ests ( C ). ] 


P. L . GUPTA, Dy. Secy . 


नई दिल्ली, 6 अप्रैल 1970 
सा० का० नि० 638- संविधान के अनुच्छेद 309 के पनुक तथा अनुच्छेद 148 की 
धारा ( 5 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में तथा भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभागों 
में कार्य करने वाले व्यक्तियों के संबंध में नियंत्रक तथा भारत के महा लेखा-परीक्षक मे परामर्श करने 
के बाद राष्ट्रपति , मुफ्त आपात मायुक्त अधिकारी तथा लघु सेवा आयुक्त अधिकारी (रिक्त स्थानों का 
प्रारक्षण ) नियम , 1967 को और संशोधित करने के लिये एतदद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते है , 
अर्थात : 


1. ( 1 ) ये नियम मुक्त किए गए प्रापात प्रायुक्त अधिकारी तथा लघु सेवा प्रायुक्त प्राधि 

कारी (रिक्त स्थानों का आरक्षण ) संशोधन नियम , 1970 कहे जा सकेंगे । 
( 2 ) ये नियम 1 मार्च, 1969 को लागू समझे जाएंगे । 


2. मुक्त किए गए आपात आयक्त अधिकारी तथा लघु सेवा आयुक्त अधिकारी (रिक्त 
स्थानों का प्रारक्षण ) नियम , 1967 में नियम ( 5 ) के उप -नियम ( 1 ) के स्थान पर निम्नलिखित 
उप -नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा , अर्थात :-- 

"( 1 ) नियम 4 के उप -नियम ( 1 ) तथा उप-नियम ( 1क ) के अधीन सशस्त्र सेनाओं के 
पापात प्रायुक्त अधिकारियों तथा लघु सेवा प्रायुक्त अधिकारियों के लिये प्रारक्षित 
रिक्त स्थान , उनकी सैनिक सेवा के अभिलेखों, लिखित परीक्षा के निष्पादन , तथा इन्टरव्यू परीक्षा 
अथवा उनमें से किसी एक के आधार पर, जो प्रायोग के परामर्श से केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित 
की जाए , पान प्रापात प्रायुक्त अधिकारियों / लघु सेवा प्रायुक्त अधिकारियों के चयन 
द्वारा भरे जायेंगे । " 


SBC. 3(1) ] THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 18, 1970/ CHAITRA 28, 1892 


1387 


% 


व्याख्यात्मक ज्ञापन 
मुक्त किए गए पापात प्रायुक्त अधिकारी तथा लघु सेवा प्रायुक्त अधिकारी (रिक्त स्थानों का 
पआरक्षण ) संशोधन नियम , 1970 का व्याख्यात्मक ज्ञापन । 

इम संशोधन को विशेषत: 1 मार्च, 1969 से लागू करने का अन्तर्निहित अभिप्राय मुक्त 
किए गए प्रायुक्त तथा लघु सेवा प्रायुक्त अधिकारियों के हितों की सुरक्षा करना है, जो 1969 की 
पाशुलिपिकों की ( मुक्त किए गए आयुक्त अधिकारी लघु सेवा आयुक्त अधिकारी तथा भूतपूर्व 
कर्मचारी ) परीक्षा में बैठे होंगे , जिसे प्रायोग ने 1 मार्च, 1969 को अधिसूचित कर दिया था । पूर्वव्यापी 
प्रभाव से किसी व्यक्ति के अधिकार पर हानिकर प्रभाव नहीं पड़ेगा । 

[ संख्या 9/11/ 69-स्थापना (ग ) 1 

___ पी० एल० गुप्ता , 
उप सचिव, भारत सरकार । 


MINISTRY OF LAW 
( Department of Legal Affalrs) 
New Delhi, the 21st March. 1970 


G . S . R . 639. --In exercise of the powers conferred by rule 1 of Order XXVII of 
the First Schedule to the Code of Civil Procedure, 1908 ( 5 of 1908) , the Cen 
tral Government hereby makes the following further amendments in the notif 
cation of the Government of India in the Ministry of Law No . S . R . O . 351, dated 
the 25th January , 1958, relating to the signing and verification of plaints and 
written statements in sults in any court of Civil jurisdiction by or against the 
Central Government , namely : 
In the Schedule to the said notiication . 

( 1 ) under the heading " V - A . DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY " 
(a ) for the sub - heading " (i) Atomic Energy Establishment Trombay " , the 

sub -heading " ( 1 ) Bhabha Atomic Research Centro " shall be substi 

tuted ; 
(b ) for the gub -heading " ( iii ) Tarapur Atomic Power Project" and the 

entries occurringi thercunder , the following shall be substituted , 

namely : 
" (( Ili) Tarapur Atomic Power Station Chief Superintendent. Chlef Ac 

counts Officer Administrative Oficer." ; 
( 2 ) Under the heading “ X - MINISTRY OF FOOD & AGRICULTURE 
Department of Agriculture " , after the entry " Chief Engineer , Exploratory Tube 
wells Organisation " , the following entry shall be inserted , namely : -- - 

" Law Officer ( Fertiliser ) "; and 
( 3 ) Under the heading " XVIII – MINISTRY OF WORKS, HOUSING AND 
REHABILITATION, under the sub- heading " , " Stationery and Printing " , atter 

entry " Manager , Government of India Forms Stores ", the following entrles 
shall be inserted , namely : 

" Controller of Administration . 
Controller ot Printing ". 


[ No. F . 16 (1) / 70 -J. , 
DALIP SINGH , Dy . Legal Advisor . 


1388 


THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 18, 1970/ CHAITRA 28 , 1892 [ PART II -- 


MINISTRY OF FINANCE 
( Department of Revenue and Insurance ) 

CUSTOMS AND CENTRAL EXCISE 

New Delhi, the 18th April, 1970 
G . S . R . 640 . - -In exercise of the powers conferred by sub- section ( 2 ) of section 
75 , read with sub - section ( 3 ) of section 160 , of the Customs, Act , 1962 ( 52 of 
1962) and section 37 of the Central Excises and Salt Act , 1944 ( 1 of 1944 ) , the 
Central Government hereby makes the following rules further to amend the 
Customs and Central Excise Duties Export Drawback (General) Rules , 1960 , 
namely : 

1. These rules may be called the Customs and Central Excise Duties Export 
Drawback (General) 19th Amendment Rules 1970 . 

2 . In the Customs and Central Excise Duties Export Drawback (General) 
Rules , 1960 , in the First Schedule , after Serial No. 111 and the entries relating 
thereto , the following shall be inserted , namely : 


" 112. Oil Mill Machinery and spare parts. 

8 per cent of FOB 

value of exports. " 
[ No. 21 / F . No. 1 / 257 / A. 127 . 4 / 69 - DBK.] . 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व और बीमा विभाग ) 


सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 


नई दिल्ली , 18 अप्रैल 1970 


सा० कानि 640:-- सीमा शुल्क अधिनियम 1962 ( 1962 का 52 ) की धारा 160 
की उपधारा 3 के साथ पठित धाग 75 की उपधारा ( 2 ) और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधि 
नियम 1944 ( 1944 का 1 ) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निर्यात वापमी ( माधारणनियम 1960 में और आगे संशोधन 
करने के लिये एतदद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात : ) 


1. ये नियम सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निर्यात वापसी ( साधारण ) 19 वां संशोधन 

नियम 1970 कहे जा सकेंगे । 


2. सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निर्यात वापसी ( साधारण ) नियम 1960 में 

प्रथम अनुसूची में क्रम सं0 111 और उससे संशोधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित 
अन्तः स्थापित किया जायेगा अर्थात : 
" 112 सेल मिल मशीनरी और फालतू पुजें निर्यातों के पोत पर्यन्त निशुल्क 

मूल्य का 8 % " 


[ सं० 21 / फा० सं०1 / 257/ ए 127 . 4 / 69डी० बी० के० 


SEC. 3 (i ) ] THE GAZETTE OF INDIA: APRIL 18 , 1970 / CHAITRA 28 , 1892 138g 


G . S . R . 641. - In exercise of the powers conferred by sub -section ( 2 ) of section 
75 , read with sub-section ( 3 ) of section 160, of the Customs Act , 1962, (52 of 
1962 ) and section 37 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944 ), the 
Central Government hereby makes the following rules further to amend the Cus 
toms and Central Excise Duties Export Drawback (General) Rules, 1960 , namely : 

1. These rules may be called the Customs and Central Excise Duties Export 
Drawback (General) 18th Amendment Rules, 1970 . 

2 . In the First Schedule to the Customs and Central Excise Duties Export 
Drawback (General) Rules , 1960 , after Serial No. 112 and the Entries relating 
thereto , the following shall be added , namely : --- 
" 113. Copper Sulphate 

Rs. 387.85 per tonne." 

[ No . 20 / F . No . 13 / 28 / 68- DBK. ) 
सा का०नि० 641: --सीमा शुल्क अधिनियम 1962 ( 1962 का 52 ) की धारा 160 
को उपधारा 3 के साथ पठित धारा 75 की उपधारा ( 2 ) और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधि 
नियम 1944 ( 1944 का 1 ) की धारा 37 धारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार , 
सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निर्यात वापसी ( साधारण ) नियम 1960 में और पागे संशोधन 
करने के लिये एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है , अर्थात : 

1. येनियम सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निर्यात वापसी ( साधारण ) 18 वां संशोधन 

नियम 1970 कहे जा सकेगे । 


2. मीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निर्यात वापसी ( साधारण ) नियम 1960 की 

प्रथम अनुसूची में क्रम सं० 112 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्न 
लिखित जोड़ दिया जायेगा अर्थात : 
" 113 नीला थोथा 

38.7- 85 प्रति टन । " 
[सं० 20/ एफ० सं० 13/ 28/ 68- डी बी के. ] 


G . S . R . 642 . - In exercise of the powers conferred by sub -section ( 2 ) of 
Bection 75, read with sub- section ( 3 ) of section 160 , of the Customs Act , 1982 
(52 0 .1 1962) and section 37 of the Central Excises and Salt Act, 1944 ( 1 of 1944 ) 
the Central Government hereby makes the following rules further to amend 
the Customs and Central Excise Duties Export Drawback (General) Rules , 1960, 
namely : 

1. These rules may be called the Customs and Central Excise Duties Export 
Drawback (General ) 17th Amendment Rules, 1970 . 

2 . In the Customs and Central Excise Duties Export Drawback (General) 
Rules, 1980 


( 1) in the First Schedule, for sub -item ( b ) of item (ii ) of Serial No. 8 

and the entries relating thereto , the following shall be substitu 

ted , namely : -- 
" ( b ) Others including mirrors 

Rs. 124.00 per tonne ", 
(11) In the Second Schedule , for Serial No. 70 and the entries relating 

thereto the following shall be substituted , namely : — 
" 70. Mirrors n.o. s. " 

[ No. 19 / F . No. 600/ 8/ 70- DBK .! 


सा० का० मि० 642: - सीमा शुल्क अधिनियम 1962 ( 1962 का 52 ) की धारा 160 
की उपधारा ( 3 ) के साथ पठित धारा 75 की उप -धारा ( 2) और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक 
अधिनयम 1944 ( 1944 का 1 ) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 


१० THE GAZ. OF INDIA: APR. 18, 1970/ CHAITRA 28, 1892 [ PART II - SEC. 3 (1 ) ] 


सरकार सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निर्यात वापसी ( साधारण ) नियम 1960 में और आगे 
संशोधन करने के लिये एतदद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती हैं अर्थात : 


1. ये नियम सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निर्यात वापसी ( साधारण ) सत्रहवां संशोधन 

नियम 1970 कहे जा सकेगे । 
2. सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निर्यात वापसी ( साधारण ) नियम, 1960 में : 

( i) प्रथम अनुसूची में क्रम सं० 8 की मद ( ii ) की उप - मद ( ख ) और उसमें संबंधित 
प्रविष्टियों के लिये निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा अर्थात : -- 
" ( ख ) अन्य जिसमें दर्पण सम्मिलिति है । प्रति टन 124 . 00 रु० " 


( ii ) द्वितीय अनुसूची में क्रम सं० 70 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्न 
लिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात : 
" 70 दर्पण एन० ओ० एस०. " 
[ सं० 19 फा० सं०600/ 6/ 70-डोबी के ] 

वि० ग . सोनालकर , 

उप सचिव । 


CORRIGENDUM 


New Delhi, the 18th April 1970 
G . S . R . 643 . In the notiAcation of the Government of India in the Ministry 
of Finaace ( Department of Revenue and Insurance ) No . G . S . R . 101, dated the 
17th January , 1970 , published at page 307 - 308 in the Gazette of India, Part 
II Section 3, Sub-section ( i ) , dated the 17th January . 1970 at page 308, in 
line 8 for " either ", read " other " 

[ No. 22 / F . No . 1 / 38 / 89 -DEK. ] 

V . R . SONALKAR , Dy. Secy . 


PKIRTED BY THE GENERAL MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS , MINTO ROAD , 
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI , 1970 


